विप्लव प्रकाशन संख्या--३० 
सिंहावलोकन 


हिन्दुस्तानी-समाजवादी-प्रजातंत्र सेना द्वारा भारत में 
सशल्न क्रान्ति की चेष्टा के सम्बन्ध में लेखक के 
संस्मरण । 


यशपाल 


प्रकाशक 
विश्चत्र कार्यालय, लखनऊ 


फरवरी १६५४४ | साढ़े चार रुपये 


प्रकाशक :-: 
विप्लव कार्यालप 


लखनऊ 


जन अयओ “नव ल-ब> नल >मन ०+ नेट फ-5 


ननिनन जन नमन ना था ननननानी।. ++ *>>क०३+3०»+के न>ममनम 


>ज+-+-3+५>++००क- 3५.3. पनमनीननानफनान -« मना 2 «>न्‍>रबममभ रन 


इस पुस्तक के सर्वाधिकार अनुवाद सद्दित लेखक के आधीन हैं। 


७.3...» 2४ नगमक ७ ० र करी अननैन्‍नकन-नकी>० ०3० ७»-५.तिताान 


मुद्रक 
साथी प्रेस 
लखन कक 


मेरे यह संस्मरण अपने उन साथियों की स्मृति में 


समर्पित हैं 


जिनके प्रति विश्वास से ओर जिनके सहयोग के भरोसे श्रपने देश की जनता 
के लिये मनुष्यता के श्रधिकार पाने के संघ में मृत्यु का भय भी रुकावट 
न डाल सका था 


और 
अपने श्राज के उन साथियों को भी जो पहले किये जा चुके प्रयक्षों में 
असफलता के अनुभवों ओ्रोर भविष्य में भय की आ्राशंका देख कर मी, जनहित 


के लिये अपना सव॑स्व बाजी पर लगाने में क्रिकक नहीं दिखा रहे | अपने यह 
अनुभव उनके लिये उपयोगी हो सकने के विश्वास में प्रस्तुत कर रहा हूँ । 


यरापात्न 


प्रसंग-क्रम 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्र पृष्ठ €-७८ 

दिल्ली बम फेक्टरी में द्ष का विच्छेद | कांग्रेसी नेताओं से सम्पक और 
सहायता के लिये प्रयत्ञ | वायरलेस की दुबारा खोज | केल्लाशपति की गिरफ्तारी | 
आर्थिक सँकट और कानपुर में डकेती | वीर शालिगराम की शहादत | 
लेमिंगटन रोड गोलीकांड । वीरभद्र की उल्कन | रूस यात्रा की योजना | 
भ्रदालत में इन्द्रपाल का चमत्कार ओर अआआत्म-बलिदान । आज़ाद के विचार 
श्रोर व्यक्तित्व | पंडित नेहरू ओर क्रांतिकारी|श्राज़ाद की शद्षदत | 


भगतसिं ह, सुखदेव ओर राजगुरु की शहादत पृष्ठ ७६-८८ 


शहीदों के प्रति गांधी जी ओ्रोर कांग्रेस का दृष्टिकोण । फांसी की कोठरी 
झोर फांसी का तख्ता | शहीदों तथा श्रन्य निर्भय लोगों के व्यवहार और 
दृष्टिकोण का तुल्ञनात्मक भेद । फांसी के दंड की सावजनिक प्रतिक्रिया । 


पुनः संगठन के प्रयत्न पृष्ठ ८६-११७ 


कुछ सहायक | कानपुर गोलीकांड | फरारी के जीवन की सतकता, अ्रफ- 
बाहँ श्रोर गलत-फहमियां | नये नायक की नियुक्ति और नया .कार्यक्रम | 
पुलिस ओर यशपाल की अंतिम टक्कर | 


_ जेल में पृष्ठ ११८-१६६ 


इवालात और पुलिस | अहिसात्मक क्रान्ति के प्रति ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
का दृष्टिकोण । विश्वासघात के लिये प्रलोभन । जेल की दुनियां । गोरा बारक । 
दंड द्वारा सुधार | विक्ृत प्रद्ृत्तियों के निकास | श्रनशन श्रौर मणी बेनर्जी 
की शहादत | भविष्य की कल्पनाएं. | जेल में विवाह । १६३७ का कांग्रेसी 
शासन । रिहाई के भाग में अड़ चने और रिहाई | 


भूमिका 


सिंहावलोकन के पहले दो भागों के स |थ भी भूमिका के रूप में कुछ 
लिख चुका हूँ | तीसरे भाग में यह संस्मरण समाप्त हो रहे हैं। समाप्ति के 
समय भी कुछ कहना संगत जान पड़ रहा है | 

पहली बात है इन संस्मरणों के क्षेत्र ओर रूप के सम्बन्ध में । अधिकांश 
पाठकों की धारणा रही है कि में आपबीती या श्रपनी कहानी लिख रहा हूँ । 
हि०स०प्र०स के सम्बन्ध में मेरे संस्मरण, मेरी आपबीती या मेरे साथियों की 
श्रापबीती जरूर हैं परन्तु मेरी सम्पूर्ण ्रापबीती इन संस्मरणों में नहीं आ सकती, 
श्रानी भी नहीं चाहिये | महत्व हि०स०प्र ०»स आन्दोलन के लिए किये प्रयक्षों का 
है| उन प्रयत्ञों का महत्व इसलिये नहीं कि वह किसी व्यक्ति विशेष के अनुभव 
हैं। हि०स०प्र०स से सम्बन्ध रखने वाली श्रनेक ऐसी घटनाश्रों का उल्लेख 
इन संस्मरणों में है जो, मेरे व्यक्तिगत अ्रनुभव तो नहीं हैं परन्तु उनका 
सम्बन्ध मुझ से इसलिये है कि में हि०स०प्र०स के संगठन के अन्तर्गत था | 
जब भी कभी स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयज्ञों का इतिहास लिखा जाने का समय॑ 
श्रायेगा यह उल्लेख उपयोगी हो सकेंगे | मेरे सैकड़ों अनुभव ऐसे भी रहे हैं 
जिन का हि०स»प्र०स के लक्ष्य श्रोर क्षेत्र से सम्पक नहीं था, उनका उल्लेख 
श्रान्दीलन के इतिहास की दृष्टि से श्रनुपयुक्त होता हसलिये मेंने उन्हें इन 
संस्मरणों में नहीं लिखा । 


घटनाओ्रों के विवरण में दृष्टिकोण का महत्व बहुत अधिक रहता है, 
बल्कि दृष्टिकोण ही वास्तविक चीज़ है। अंग्रेज़ी साम्राज्यशाही के पोषक लेखकों 
द्वारा लिखे गये भारत के श्रतीत के इतिहास को, तटस्थ इतिद्दासश्ों द्वारा लिखे 
उस काल्न के इतिहास को ओर अपने श्रतीत गौरव के लिये अ्न्ध-श्रभिमानी 
भारतीय इतिहास लेखकों द्वारा लिखे इतिहासों की तुलना से यह बात स्पष्ट 
हो जाती हे | सम्भव है, अरहितात्मक क्रान्ति की सफलता का गौरव करने वाले 
इतिहास लेखक हि०स०प्र०स के आन्दोज्नन को विपथगामी हिंसा के प्रयत्ञ 
हो समर | हॉलिन्स ने भी अ्रपनी पुत्तक "२० ॥'6€0 000998॥0॥760/8/* 
में चेन्द्रशेखर श्राज़ाद की शहादत का वर्यान एक उद्धत हिंसक के पुलिस से 
लड़ाई में जूक जाने के रूप में ही किया है। फिर भी मैंने प्रयत्ष यही किया 


६ 


है कि घटनाओं से अपने ममत्व को दूर रख कर लिशा जाय ताकि हमारी 
न्यूनताओं ओर विवशताओ्रों को मी पाठक समझ सके | 


इन संस्मरणों के पिछले दो मागों से हि०स०प्र०स से व्यक्तिगत रूप से 
सम्बन्धित और परिचित लोगों का संतोष हुआ है, इस बात से में भी संतुष्ट 
हूँ | सभी का संतोष हो सक्रेगा ऐसी आशा न मैंने की थी न मुझे है । बुद्ध ने 
भी सर्वजनहिताय, सवंजनसुखाय कहने का साहस नहीं किया था। उन्हें 
बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय कह कर ही संतुष्ट होना पड़ा था क्योंकि कुछ 
लोगों का स्वार्थ और तृप्ति बहुजन के हित की विरोधी होती है | इस सत्य 
को मानना ही पड़ेगा श्रोर सत्य की रक्षा के लिये उसी के अनुसार आचरण 
भी करना पड़ेगा | घटनाशओ्रों ओर व्यक्तियों को विकृृत रूप और रंग देने से 
जिनका प्रयोजन पूरा होता हे, उन्हें में संतुष्ट नहीं कर सकता । 


जहां तक बन पड़ा घटनाओं का उल्लेख प्रमाण सहित ही करने का प्रयत्ञ 
किया है । परन्तु अतीत की बातें लिखते समय ओर हो सकता है श्राज की भी 
श्रनेक वास्तविकताओं का वर्णान करते समय अदालती प्रमाण जुटा सकना 
सम्मव न हो । सच्चाई का श्रपना एक बल होता है। यदि मेंने वास्तविकता 
के साथ न्याय नहीं किया ओर कुछ लोगों का दावा है कि वे वास्तविकता 
को अधिक जानते हैं या अधिक सच्चाँई से पेश कर सकते हैं तो उन्हें भी 
ग्रवसर है कि पाठकों के सम्मुख सच्चाई को लाए | तटस्थ श्रोता या पाठक 
ध्यान देने पर सत्य ओर असत्य की परख स्वयं भी कर सक्रता है, इसी विश्वास 
के आ्राधार पर में संस्मरणों के इन तीनों मागों को पाठकों को सॉंप रहा हूँ । 


संस्मरणों के विलम्ब से प्रकाशित होने के कारण पुस्तक के प्रसंग में स्वयं 
शा गए हैं| फिर भी इन संस्मरणों के प्रकाशित हो जाने का यदि कोई 
श्रेय हे तो उसका बड़ा भाग उन लोगों का है जो मुझे इन्हें लिख डालने के 
लिये प्रेरित करते रहे हैँ ओर सब से बढ़ा भाग हे प्रकाशवती का जिनकी दृष्टि 
में इन संस्मरणों के ठीक से लिखे जाने का बहुत ही अधिक महत्व रहा है। 


८ फरवरी, १६५५ 2272 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न 


४ सितम्बर, १६३० के दिन, दोपहर समय भेया आज़ाद ने दिल्ली की 
बम फेकटरी में हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना की केन्द्रीय समिति को भँग 
कर दिया । केन्द्रीय समिति को तोड़ देने को मजबूरी का मूल कारण मुझे गोली 
मारने के निर्णय को बदल देना ही था। यह निणंय बदल देने से दं। समस्य।एँ 
उठ खड़ी हुईं जिनके कारण दल को एक बार तोड़ देना अनिवाय हो गया। 
एक समस्या यह थी कि पंजाब में धन्वन्तरी ओर सुखदेवराज मुके दर्ड न 
दिया जाने का क्‍या कारण बताते ? यदि वे कहते कि यशपाल पर लगाये गये 
आरोप ग़ज़्त थे तो यह बात उनके प्रति साथियों के विश्वास को समाप्त कर 
देती क्‍योंकि आरोप उन्होंने ही लगाये थे | यदि यह कहा जाता कि यशपाल 
ने अपने अपराधों के लिये क्षमा मांग ली तो एतराज़ हो सकता था कि क्षमा 
मांगने का अवसर तो सज़ा निश्चित करने से पहले दिया जाना चाहिये था। 
तिस पर में यह अपमान केसे सह लेता कि मेंने क्षमा मांग ली है| क्षमा मांगने 
का अथ होता अपराध को स्वीकार करना | मुझ पर आरोप लगा कर, मुमे 
गोली मार देने की मांग करने वाल्लों का ओर मेरा, एक साथ काम कर सकना 
सम्भव नहीं रहा | 

दूसरी जठिल्ल समस्या थी कि केन्द्रीय समिति द्वारा मुफे गोली मार दी 
जाने के निर्णाय का भेद खुला केसे १ केवल केन्द्रीय समिति का ही कोई सदस्य 
यह भेद खोल सकता था | जब तक यह पता न लग जाता कि किस सदस्य 
ने ऐसा किया है, सभी पर सन्देह किया जा सकता था | एक संदिग्ध आदमी 
को अपने बीच रख कर तो केन्द्रीय समिति चल नहीं सकती थी । 


में किसी भी अवस्था में भेद देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम 
बताने के लिये तेयार नहीं था | में न केवल नाम बताने के लिये तैयार नहीं 


१० [ सिहावलोकन 


था बल्कि परिस्थिति को उलभका कर ठीक अनुमान कर सकने का भी अवसर 
न रहने देना चाहता था। उस समय मेरे विचार में मेरा ओर दल का भला 
चाहने वालो के प्रति मेरा यही कतंव्य था | फिर भी कुछ बातें तो बहुत साफ़ 
थीं । उदाहरणत: मेरा कानपुर से दिल्ली लौटते ही प्रकाशबती को बम फेक्टरी 
से हटा ले जाना | यह प्रकट था कि सूचना मुझे; कानपुर में ही मिल गयी 
होगी | आज़ाद को धोखे में रखने के लिये मेने कह दिया था कि मुमे तो 
इस निर्णाय का पता दिल्ली में ही लग चुक था । दिल्ली में यदि कोई भेद 
दे सकता था तो केवल केलाशपति | पर आआराज़ाद को सन्देह् वीरभद्र पर ही 
था | सम्भव है कि वीरभद्र ने केन्द्रीय समिति में इस निर्णाय का कुछ विरोध 
किया हो ओर दूसरों के ज़ोर देने पर चुप रह गया हो | भेया को वीरभद्र पर 
सन्देह तो था पर प्रमाण न होने से उसके विरुद्ध कारवाई नहीं की जा सकती 
थी । अ्रब उन्हें इस बात से तो संतोष था कि दत्ञ एक उपयोगी, विश्वस्त 
आदमी का मार डालने को भूल से बच गया पर इस बात का खेद भी कम 
नहीं था कि केन्द्रीय समिति पर भी पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता । 


वीरमद्र के काम के ओचित्य या अनोचित्य पर शायद में तटस्थ रूप से 
विचार न कर सकू' । यह तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि दल का निर्णाय चुपके 
से मुझे बता कर, दल को केन्द्रीय हानि या भयंकर भूल से बचाने की अपेत्ता, 
उसे समिति में ही इस निर्णय का विरोध करना चाहिये था । यह प्रश्न भी हो 
सकता है कि दत्त को भूल सामने आरा जाने पर भी यदि वीरभद्र भेद खोल 
देने के अपराध के लिये दरड का अधिकारी था तो केन्द्रीय समिति में आरोप 
लगा कर उसे भ्रम में डालने वाले क्या उससे कहीं अधिक अपराधी नहीं थे १ 
ऐसी अवस्था में कोन किसे ओर किस-किस को दण्ड देता | 


मुझे गोली मारने का निर्णाय बदल देने से धन्वन्तरी ओर सुखदेवराज 
तो असंतृष्ट थे ही परन्तु निर्शय जिस तरह बदला गया उससे स्वयं मुझे भी 
संतोप नहीं हुआ | में चाहता था कि मेरा जितना अपमान हुआ है उसका 
पूरा प्रतिशोध हो | मुझ से बिना कुछ जवाब तलब किये यह निर्णय कर देने 
या उसे स्वीकार कर लेने से मुझे आज़ाद के प्रति भी शिकायत थी | जब 
धन्वन्तरी ने पंजाब में यह कहना शुरू किया कि भेरे ज्ञमा मांग लेने के कारण 
ग्राज़ाद ने निर्णय बदल दिया है तो मेंने अपने क्षमा मांग लेने की बात का 
विरोध तो किया ही साथ ही यह भी कहा कि दल का निर्णय बदल देने वाला 
आज़ाद कोन होता है ! एक व्यक्ति दल का निर्राय केसे बदल सकता है ! 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ११ 


ऐसा निणय हुआ ही नहीं था, सब भूठ था | यह बात आज़ाद से कही गयी 
तो उनके गुस्से का क्‍या ठिक्राना था | तक या नियम के रूप में तो मेरी बात 
ठीक थी परन्तु वास्तत्रिकता यह थी कि उस अ्रवस्था में आज़ाद के प्रति सब 
साथियों का विश्वास और शादर ही दल का एक मात्र आधार ओर अ्रनुशा सन 
रह गया था | हम सभी लोग सशल्लन थे। एक दूसरे के प्रति क्रोध की भी कोई 
सीमा नहीं थी। तिस पर भी हम लागों ने जो एक दूसरे पर चोट नहीं को, 
इसका एक कारण तो यह था कि हम लोग निजी मानापमान की अपेक्षा 
उद्देश्य को बड़ा समझते थे और दल की भावना के प्रति एक तरह का अनुशासन 
निब'हना भा कतंव्य समझते थे । दल का एक मात्र प्रतीक उस समय आज़ाद 
का निर्णय ही था | पर अकेले कोई भी निर्णय कर सकने की ज्ञषमता श्रोर 
विश्वास उन मं न था | 


ग्राज़ाद उस समय स्वयं बड़ी कठिन बल्कि दयनीय धस्थिति में थ। वे 
किसी को भी छोड़ देने के लिये तेयार नहीं थे | दूसरे सभी लोगों की खातिर 
मुके छोड़ने के लिये भी तेयार नहीं थे। इसलिये उन्होंने सब झगड़ों को समाप्त 
करने के लिये दल को ही तोड़ दियाता कि दल्ल नये सिरे से, नये आधार पर 
बन सके | दत्त तोड़कर भिन्न-भिन्न प्रान्तों को शब्त्र बांदते समय उन्होंने एक 
बराबर का पूरा हिस्सा मुझे भी दिया; हालांकि उस समय में किसी प्रान्त का 
प्रतिनिधि नहीं था । इसे भी आज़ाद की मनमानी कहां जा सकता था परन्तु 
किसी ने इस पर आपत्ति नहीं को | आज़ाद ने सभी को अपने-अपने यहाँ 
स्वतन्त्र रूप से काम करने के लिये कह दिया | साथ ही यह भी आश्वासन 
दिया कि किसी को उनकी सहायता की आवश्यकता होंगी तो जो हो सकेगा, 
वे करेंगे | 

मुझ से आज़ाद ने कहा कि सब लोगों को अपनी-अपनी जगह काम करने 
दो । हम दोनों अलग से रह कर कुछ करें। इन भूगड़ों का निपटारा ऐसे हो 
हो सकता है| इससे मेरा मन तो संतुष्ट नहीं हो गया पर दूसरा उपाय भी नहीं 
था | इसी समय लाहोर से समाचार मिला कि धन्वन्तरी और सुश्ददेवराज ने 
नहर के किनारे अ्रब्दुलअज़ोज़ पर, जिस समय वह नहर की ओर से मोटर में 
आरा रहा था, गोली चल। दी है | इस घटना में अब्दुल्अज़ीज़ को चोट भी नहीं 
आयी । परन्तु आक्रमण करने वाले भी नहीं पकड़े जा सके | इस आक्रमण 
की योजना के सम्बन्ध म धन्वन्तरी ने लाहोर में मुक से भी बात की थी | मेंने 
उसी समय कह दिया था कि योजना में अपने प्राण बचाने की बात पर इतना 


१२ [ मिहावलोकन 


महत्व दिया जा रहा दे कि इसकी सफलता में सन्देह है। श्राज़ाद से भी यही 
कहा था। उन दिनों चिढ़े हुए होने और स्वयं आगे बढ़कर अपनी खोयी हुई 
प्रतिष्ठा पा लेने की भावना मन में उग्र होने के कारण मेरे बोलने के ढंग में 
एक कढ॒ता भ्रा गयी थी । मेरी बात ठीक होने पर भी उसमें शेखी और दूसरों 
का तिरस्कार ग्रधिक जान पड़ता था । स्वमावतः ही ऐसी बात पर ध्यान देने 
की इच्छा दूसरों को न होती थी । पंजाब में जाकर मरे कुछ करने से दल में 
फूट ही बढ़ती । इसलिये यह भी उचित न समझा गया । 

दिल्‍ली बम फैक्टरी में बनाया गया बहुत सा विस्फोटक मसाला तेयार 
पड़ा हुआ था | फैक्टरी में सुविधा ओर अवसर होने पर मैंने इस विषय की 
पुस्तकों की सहायता से पिक्रिक एसिड को रेत में दबाकर, भद्दी पर चढ़ाकर 
पिघला लिया था ओर उस से बहुत छोटे आकार परन्तु बहुत अ्रधिक शक्ति के 
बम बना लिये थे । आज़ाद कानपुर छावनी से कुछ डाइना-माइट भी ले श्राये 
थे | यह सब साधन होने से आज़ाद ने सुझाव दिया कि वायसराय को स्पेशल 
पर चोट करने का हमारा एक प्रयत्न असफल हो गया तो क्‍या है, वही काम 
दूसरी बार क्‍यों न किया जाये ! 

मैंने कहा, जिस तरीके से अर्थात्‌ रेल लाइन के नीचे बम दबाकर ओर 
जमीन में ब्रिजली के तार गाड़कर हम एक बार विस्फोट कर चुके हैं, वही 
ढंग इतनी जल्दी वुबारा काम में लाने से हमारी योजना घटना से पहले ही 
पकड़ ली जायगी ओर हमारी बिल्ली मात्र उड़ कर रह जायगी | वायसंराय पर 
आक्रमण करना हो तो कोई ओर ढंग सोचना चाहिये | 

आज़ाद को हंसराज वायरलेस की बात याद आ गयी । पिछले दिसम्बर 
में वायसराय की स्पेशल के नीचे विस्फोट करने की तैयारी में सहायता के लिये 
इम लोगों ने हंसराज को दिल्‍ली बुलवाया था | जब वह श्रद्धानन्द-बाजार के 
बगल की गली के मकान में हमें श्रपनी 'डेढ गज़ी” ओर “पांच गज़ी” के चम- 
त्कार दिखा रहा था, एक दिन आज़ाद भी मोजूद थे | चमत्कार यह था कि 
हंसराज जेबी बेटरी के सेल में बाल जेसे महीन दो ओर तार बाँध देता था | एक 
मद्दीन तार में बेटरी का बल्ब बंधा रहता था | दूसरा तार बल्ब से एक या डेढ़ 
इंच दूर ही रहता | यह दूसरा तार बल्ब पर लगाने से बल्ब जल उठता | एक 
बार समझ जाने पर इतना तो हम भी कर ही लेते थे | हँसराज का चमत्कार यह 
था कि वह दूसरे तार को बल्ब से स्वयं न छुआ कर एक छोटी सी शीशी को 
बल्ब की ओर ले जाता था। यह शीशी बल्ब के समीप पहुँचने पर बल्ब जल 


दल की रक्षा के लिये श्राज़ाद के प्रयत्न ] शरे 


उठता था | श्रर्थात्‌ बल्ब से तार का सम्बन्ध स्वयं हो जाता था | इस शीशी में 
हंसराज तोला भर पानी में कुछ दवाइयाँ पीसकर घोल लेता था । 


हंसराज इस चमत्कार का वेश्ञानिक कारण यह बतलाता था कि दवाइयों के 
मिश्रण से भरी उसकी शीशी के चारों श्रोर वातावरण में डेह गज तक बिजली 
की ऐसी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं जो बल्ब ओर तार का सम्बन्ध जोड़ देती 
हैं | कठिनाई यह थी कि शीशी का प्रभाव हंसराज के ही हाथ से होता था, 
किसी दूसरे के हाथ से नहीं | हम लोगों के हाथों यह काम न हं। सकने का कारण 
हंसराज यह बताता था कि शीशी से उत्पन्न होने वाली लहरें खास-खास 
दिशा में चलती हैं | वह उस दिशा को पहचान जाता हे, हम नहीं पहचान 
सकते । हंसराज किस शक्ति से बिजली को लहर की दिशा पहचान लेता था, 
यह वह बताता नहीं था । उत्तर था--“बस, मुझे पता लग जाता है |” 
वातावरण में बिजली की लहरों की दिशा भांपने के लिये रडर आदि यंत्र होते 
हैं | संसार भर के वेज्ञानिक इन्हीं यंत्रों से यह काम करते हैं | कोई भी व्यक्ति 
जो रडर का प्रयोग जानता है, यह काम कर सकता है। अपने शरीर या कल्पना 
से कोई भी बेश्ञानिक ऐसा नहीं कर सकता । हंसराज का दावा था कि वह 
कर सकता था | 

हंसराज स्वयं उत्पन्न की हुई ब्रिजली की लहरों के चमत्कार के अतिरिक्त 
हमें सम्मोहन या मेतमरेज़िम के चमत्कार मी दिखाया करता था । उसके 
इन चमत्कारों में अ्रधिकांश हाथ की सफाई ही थी परन्तु हम चक्कर में जरूर 
आ जाते थे | तीन बार अर्थात्‌ नवम्बर १६२६ में, वायसराय की स्पेशल के 
नीचे विस्फोट के प्रयत्न के समय, ओर लाहोर में साथियों को जेल से छुड़ाने की 
योजना के समय भी, हंसराज से धोखा खा चुके थे लेकिन फिर भी आज़ाद को 
उसकी याद आईं कि यदि किसी चामत्कारिक ढँग से हम वायतराय पर आक्र- 
मण कर सके तो इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होगा । श्राज़ाद के लिये यह 
कहना कि स्वयं खतरा सिर पर बिना लिये वायसराय की जान ले सकने की 
आशा में उन्होंने ऐसी बात सोची होगी, उन्हें गलत समभना दे | अभिप्राय 
था कि यदि अंग्रेज़ सरकार हमारे आ्राक्रमण के साधन का रहस्य जान नहीं 
पायेगी तो ओर भी ग्रधिक श्रातंकित श्रोर चिंतित होगी | 

आज़ाद ने यह तक भी दिया कि इससे पूर्व हंसराज अपने प्रति सन्देह 
होने के मय से ओर अपने आपको संकट में न डालने के लिये हमें चलाता रहा 
होगा | श्रब इन्द्रपाल की करतूत से उस पर सन्देह तो हो ही गया है । अरब उसे 


१४ [ सिहावलोकन 
सन्देह हो जाने के भय का कोई कारण शेष नहीं रह गया। भेया ने कहा--“तुम 
एक बार हसंराज को दू'ढ़ कर उससे फिर मिलो । यदि वह हमें वायरलेस का 
साधन दे सके तो हम उसकी प्राण रक्षा के ज़िये उसे देश से बाहर भिजवाने 
का प्रबन्ध करने के लिये भी तेयार हैं। हसंराज को ढ्ू'ढ़ सकने का सूत्र लायल- 
पुर में उसके घर से ही मिल सकता था | भेया ने कद्ा--“इस काम के लिये 
जैसे भी हो तुम एक बार ओर कोशिश करो ॥?? 


धन्वन्तरी, सुखदेवराज और केलाशपति ने मुझ पर फिजूलखर्ची करने का 
आरोप भी लगाया था। उस बात से खिन्न होकर मेंने निश्चय किया था कि 
में भविष्य में अपने या प्रकाशवती के निर्वाह के लिये न तो दल् के पेसे पर 
आर न दल के प्रबन्ध पर निर्भर करुगा | १६२६ में वायसराय की स्पेशल 
के नीचे विस्फोट की आयोजना ओखले के पास करते समय यह भी खयाल 
आया था कि घटना के बाद दिल्ली की ओर रेल का फाटक बन्द मिलेगा, 
हम मथुरा ही क्‍यों न चले जांय | इस विचार से मथुरा का कुछ परिचय पाने 
के लिये में कई बार श्रद्धालू बनिये के रूप में मथुरा वृन्दाबन हो आया था । 

अआचाय जुगलकिशोर जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी मंत्री मंडल 
में हैं, उन दिनों प्रेम महाविद्यालय के प्रिंसिपल थे | आचाय जी ल होर में 
हमारे नेशनल कालेज में भी प्रिंसिपल रह चुके थे । में दो-एक बार प्रेम महा- 
विद्यालय जाकर उनसे मिल आया था ओर उनसे कुछ सहायता भी मिली थी | 
जुगलकिशोर जी की आचाय कृपलानी से विशेष आंतरिकता थी। कृपल्ञानी 
जो उन दिना और बाद मे भी बहुत दिनो तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के 
प्रधान मंत्री थे | गांधी जी पर उनका विशेष प्रभाव भी था | आचाय जी 
की मात कांग्रेस के प्रधान मंत्री से परिचय हो सकता था। इस मार्ग से 
राष्ट्रीया की भावना रखने वाले सम्पन्न क्षेत्र में हमारी पहुँच हो। सकती थी। 
इस से आशिक सहायता मिल्तने की सम्भावना तो हो ही सकती थी साथ हो 
यह भी खयाल था कि कभी गांधी जी से भी दो-दो बातें हो सके ओर उन्हें 
अपनी विचारधारा ओर ईमान्दारों से परिचित कराकर यह अनुरोध करें कि वे 
कम से कम क्रान्तिकारियों के विरुद्ध वक्तव्य देना छोड़ द॑ | 

आचाय जुगलकिशोर जी की माफत कृपलानी जी से परिचय हो गया 
अर्थात कृपलानी जी को यह आशंका न हुई कि में खुक़िया पुलिस का आदमी 
हो सकता हूँ | बनारस विश्वविद्यालय या पटना में पढ़ाते समय कृपलानो जी 
की क्रान्तिकारियों से कुछ सहानुभूति भी रही थी। पहले परिचय में मेंने 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] १५ 


कपलानी जी से केवल परिचय भर पा लिया था, अधिक बात नहीं कर पाया । 
उन दिनों १६२६ के अक्टूबर में आल इंडिया कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की 
बैठक दिल्‍ली में, उस समय की असेम्बली के कांग्रेसी प्रेज़ोडेंट, विद्चन्त भाई 
पटेज्ञ के बंगले पर हो रही थी। में ओर भगवती माई उन दिनों श्रद्धानन्द 
बाजार के बगल की गल्ली में थे | सोचा कि यदि इस समय आल इंडिया 
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अधिवेशन में जाकर कृपलानी जी की माफंत में 
दूमरे प्रभावशाली लोगों से भी परिचय पा सकू' तो उपयोगी हें।गा। इस प्रयो- 
जन से शुद्ध खद्रधारी खयालीराम जी गुप्त से खूब सफेद खद्दर का कुर्ता- 
धोती और टोपी ली ओर अ्ंडी की चादर श्रोढ़, कुर्ते के नीचे घोती में पिल्तौल 
खोंमे, कांग्रेसी नेटःश्ों की तरह चमड़े का एक बेग हाथ में लटकाये टांगे पर 
सवार होकर विद्चल्न भाई की कोठी पर पहुँचा । भगवती भाई ने सल्लाह दी थी 
कि यह सब शआआआडम्बर करने की जरूरत नहीं । तुम सीधे-साथे सूट पहन कर ही 
जाओ | पर मुझे वह सलाह टीक न ज॑ची थी | 


कांग्रेस की तिरंगी पेटियां लगाये स्वयंसेबकों ने मुझे कोठी के फाटक पर 
ही रोक लिया । उन्हें बहुत समझाया कि मुझे कृपलानी जी ने श्रावश्यक काय 
के लिये बिहार से बुलाया है पर उन्होंने एक नहीं सुनी । लौट आना पड़ा | 
परास्त होकर भी मन में अच्छा ही लगा कि हमारी कांग्रेस के स्वयंसेवकों में 
काफ़ी अनुशासन आ गया है। लौटने पर भगवती भाई ने कहा--“तुमसे पहले 
ही कहा था कि सूट पहन कर मोटर साइकल पर जाओ ।?” दूसरी बार हेट ओर 
सूट में मोटर साइकल पर गया । कांग्रेस स्वयंसेवकों ने न केवल पूछताछ ही 
नहीं को बल्कि रास्ते में बेपरवाही से खड़े अपने साथियों को परे हटने के लिये 
डांट कर रास्ता साफ़ कर दिया । 


में दोपहर के भोजन के लिये कार्यकारिणी की बेठक स्थगित होने के 
समय गया था | कपलानी जी से मिला कि कुछ लोगों से परिचय करा दें | 
कोठी के बरामदे में सामने ही खड़े दिखायी दिये पंजाब के प्रसिद्ध नेता डाक्टर 
गोपीचंद जी भागंव | कृपलानी जी उन से परिचय कराने लगे । मैंने उत्तर 
दिया--“डाक्टर साहब मुझे पहचानते हैं ।?” डा० साइब ने ज़रा मुस्करा दिया 
ओर आगे बात से बचने के लिये भीतर चले गये । समीप ही सुभाष बाबू 
खड़े थे । कृपलानी जी ने उनसे परिचय कराया । सुभाष बाबू का चेहरा खिल 
उठा। दोनों हाथों से पकड़ आत्मीयता से मिले और बोले---.“*“किसी समय 
जरा अच्छी तरह से बात हो ।”--मेरे दो बार आने के चक्कर में सभा के 


१६ [ सिहावलोकन 


अवकाश का समय बीत चुका था । अधिवेशन दुबारा आरम्भ होने की घंटी बज 
रही थी । अधिवेशन में जाकर उन्हें ही बोलना था | अवसर की बात उसी 
संध्या उन्हें आवश्यक कार्य से कल्कत्ते भी लोट जाना था | फरारी में उनसे 
फिर मुलाकात नहीं हो सक्री | उस के बाद मुलाकात हुईं १६४० में, जब उन्हें 
कांग्रेस के प्रधान पद से त्याग पत्र दे देना पड़ा था ओर वे फारवड ब्लाक का 
संगठन करने में लगे हुए थे। उस समय सुभाष बाबू युवक कांग्रेस का उद्घाटन 
करने ल्ञाहोर जा रहे थे ओर में लाहोर के प्रेस कमंचारियों की कान्फ्रेस का 
उद्घाटन करने उसी गाड़ी से जा रहा था । सुभाष बाबू को मुझे पहचानने में 
कठिनाई नहीं हुई | पर फारवर्ड ब्लाक का कार्यक्रम मुझे ठीक नहीं ज॑च रहा था। 


१६३० सितम्बर में जब अपने ठहरने ओर निर्वाह की व्यवस्था की चिन्ता 
में वृन्दाबन में आचाये जी के पास गया तो कृपलानी जी से भी मुलाकात हो 
गयी । मेंने उन्हें वायसराय की स्पेशल की घटना की बात याद दिलाकर 
कहा--““'““ देखिये हम कुछु न कर सकते हों ऐसी बात नहीं । हमारा उद्देश्य 
तो भगतर्तिह्द के अदालत मे दिये बयान के रूप में सब के सामने है | हमारे किस 
उद्देश्य से आपको आपत्ति है ! गांधी जी ने व्यथ में हमारी निन्दा का प्रस्ताव 
लाहोर कांग्रेत में रखा | इसकी क्या जरूरत थी १ गांधी जी के प्रस्ताव को पास 
होने में क्रितनी कठिनाई हुईं ? आप स्वयं समझ सकते हैं जनता को भावना क्‍या 
है ? आपको तो हमारी सहायता करनी चाहिये |” कृपलानी जी की जेसी श्रादत 
है उन्होंने कहा--“अपना लेक्चर तुम रहने दो। यह बताओ कि चाहते क्‍या 
हो !”--उत्तर दिया--““आ्रापकी माफत हम केवल आर्थिक सहायता की ही 
आशा कर सकते हैं ।”” 


कृपलानी जी ने हामी भरी कि यदि हम इस बात का आश्वासन दे कि 
भविष्य में हम कोई हिसात्मक घटना नहीं करेंगे तो वे हमारे सब साथियों 
के साधारण गुजारे के लिये आथिक सहायता की जिम्मेबारी ले लेने के लिये 
तेयार हैं | 


मुझे यह शत कुछ अ्रजीब सी लगी | इम जो काम कर सकने के लिये 
सहायता चाहते थे कृपलानी जी वही काम न करने की शर्त लगा रहे थे । मेंने 
उत्तर दिया--““छिपे रहकर केवल पेट भर लेना तो बड़ी भारी समस्या नहीं 
है । हम लोग कहीं भी छोटी सी मनियारी या पान की दुकान करके या किसी 
कारखाने में मज़दूरी या मंशी की नोकरी करके पेट पाल ले सकते हैं । सहायता 
की ज़रूरत तो अपना श्रान्दोलन चला ने के लिये ही दे ।” 


दल की रक्षा के लिये श्राज़ाद के प्रयत्न ! १७ 


इस पर कृपलानी जी बिगड़ उठे--“धुम लोगों के सिर पर तो शहीद 
बनने का जुनून चढ़ा है । हमारा तुम्दास कोई सहयोग नहीं हो सकता ।”? 


तक करने से कोई लाभ नहीं था पर इतना मेंने भी कह ही दिया-- 
८ आचाय जी, यह कोई बहुत बुरा जुनून तो नहीं हे ।”? 

बाद में जुगलकिशोर जी ने बताया कि कृपलानी जी मेरे लिये संदेश दे 
गये हैं कि में कभी मेरठ जाऊँ तो वहाँ गांधी ग्राश्रम में उनस मिल सक्रता 
हूँ | उसके कई दिन बाद मेरठ जाने का अवसर हुआ तो गाधी आश्रम का 
भी चक्कर लगा लिया। कृपलानी जी उस समय वहाँ नहीं थे। शञ्राजकल 
उत्तर प्रदेश सरन्‍्पार के यातायात्त विभाग के मंत्री विचित्र नारायण जी शर्मा 
मिले। उन्होंने परिचय पाकर बताया कि कृपलानी जी मेरे लिये एक लिफ़ाफा 
छोड़ गये हैं | लिक्राफा ले जाकर एकान्त में खोला उस में सो-सो रुपये के दो 
या तीन नोट थे ओर साथ ही एक पुर्जा था -- “37 ७८१५०॥७। 0९८0५?! 
( निजी आवश्यकता के लिये ) श्र्थात्‌ कृपलानी जी यह नही चाहते थे कि 
उनका दिया रुपया हमारे “हिंसात्मक' आन्दोलन में लगे | यह केसे हं। सकता 
था ! हम स्वयं हो उस आन्दोलन के लिये जिन्दा थे। 


इस बार वृन्दाबन जाने का प्रयोजन यह था कि स्वय॑ हंसराज की खोज में 
जाने से पहले प्रकाशवती को कुछ दिन के लिये किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ 
जाऊँ। प्रकाशवती को घर से आये केवल पाँच ही मास हुए थे। अ्रभी तक वे 
पार्टी के स्थानों ही में रही थीं या एकाथ बार हम से सहानुभूति रखने वालों 
के यहां । अभी उन्हें फरारी का अनुभव कम ही था | बाद में तो वे फरार 
रहते नाम बदल कर अध्यापिका का काम कर अपना निर्वाह भी करने लग 
गयीं । इन्दाबन में प्रेम मद्ाविद्यालय कांग्रेसी असदयोगियों का अड्डा था। 
वेसे भी वह अंग्रेज़ों के पुराने विद्रोही राजा महेन्द्रप्रताप की जागीर थी और 
शायद शिक्षा के काम के लिये एक ट्रस्ट के हवाले कर दी जाने के कारण ही 
जब्त नहीं हुईं थी । परन्तु खुफ़िया पुलिस को नज़र इस संस्था पर श्रवश्य रहती 
थी । वहाँ प्रकाशवती का अधिक दिन ठहरना उचित न था। मोक्ने की बात, 
आचाय जी के यहाँ कालिज का पुराना साथी ओर दोस्त मनोहरलाल खन्ना 
मित्न गया । मनोहर भी हमारे दल के लिये जयचन्द्र जी द्वारा चुने हुये पुराने 
लोगों में से था। मनोहर को जयचन्द्र जी ने विदेश आने-जाने या विदेशो 
से शत्र मंगा सकने का मार्ग बनाने के लिये कुछ दिन बम्बई ओर लंका में 
रहने के लिये भेजा था पर कोई संतोषजनक काम करने को नहीं बताया । 


श्ष [ सिंहावल्ोकन 


समय व्यर्थ जाता देख वह अलग हो गया था| जयचन्द्र जी द्वाया दीक्षित 
परन्तु साथ न रह सकने वाले ओर भी अनेक साथी हमे बाद में कुछ न कुछ 
सहायता देते रहे । 

मनोहर को फार्मिंग का शौक था | उन दिनों वह बुलन्दशद्दर जिले में 
प्रेम महाविद्यालय के गाँवों श्रोर फार्म का मेनेजर बन गया था। उसका दफ्तर 
या कचहरी बगल गाँव में थी। उसने अपने यहाँ रानी के रहने को सुविधा 
कर देने का आश्वासन दिया । प्रकाशवती आचाय जी के यहाँ आकर रही ते 
उन्होंने उसे 'रानी? नाम दे दिया | इसके बाद अपने परिचितों में उसका 
यही नाम चल पड़ा ओर अभी तक चला आता है| मनोहर श्रारम्म से ही 
सुरुचि ओर सलीके का आदमी था। अब गाँवों और फार्म करा मेनेजर होने 
झ्रोर बड़ा आदमी समझा जाने के कारण रहता भी साहबी ढंग से था | हेट, 
बविचिस ओर घुटनों तक ऊँचे बूट । 


बहुत दिनों की तनाव की जिन्दगी के बाद मनोहर के यहां कुछ समय 
आराम ओर बेफिक्री से रहने को मिला । मनोहर के पास पिस्तोल और शिकारी 
बन्दूक का लाइसेंस भी था | उसकी स्थिति भी ऐसी थी कि वहां पिस्तौल को 
हरदम छिपाये रवने की चोकसी की भी जरूरत न थी । निश्चित, जितना 
सोया जा सकता सोने, खाने के लिये भी कमी नहीं थी। में भी वायसराय की 
स्पेशल के नीचे विस्फोट के समय पहनी हुई बिचिस ओर बूट ले आया था । 
बड़े ठाट से बिचिस, बूट पहन कर बंदूक ले भाड़ियों में शिकार के लिये 
निकल जाते । शिकार से मतलब कोई चीते, सुअर का नहीं, यही चिड़ियों 
का निरापद शिकार । साथ में शिकारी भंगी भी रहता । निशाना मेरा खास 
बहुत अच्छा नहीं था। मैया आज़ाद के कहते रहने पर भी कभी अधिक 
अभ्यास नहीं किया। पर इतना बुरा भी नहीं था कि सो दो सो गज से गिद्ध 
के आकार की चिड़िया को भी न मार सकू' | गाँव के समीप तालाबों पर 
गिद्ध जितनी बड़ी सफेद रंग की खूब बढ़ी-बड़ी चिड़ियां काफी संख्या में थीं | 
उनका रूप ओर आकार कुछ बगलों जेसा ही था पर बीच में कुछ पंख गुलाबी 
रंग फे भी होने के कारण सुन्दर लगती थीं। त्वभाव से बहुत सुस्त | बन्दूक 
को देखकर भी उनका मन उड़ जाने को न चाहता | कुण्ड में से एक को 
गिरा भी लीजिये तो शेष उड़ कर दूसरे पेड़ पर बैठ जातीं | 


अपना निशाना देखने की इच्छा से मेंने एक चिड़िया को गिरा दिया | 
शिकारी ने जमीन्दारी ढंग से मेरे निशाने की प्रशंसा के पुल बांध दिये। फिर 


दल्ल को रक्ना के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] १६ 


एक ओर चिड़िया पर बन्दूक चल्नायी | वह भी गिर गयी | क्रुएड की शेष 
चिड़ियां तो दूसरे वृक्ष पर जा बेठीं परन्तु इस चिड़िया के जोड़े ने बहुत 
वित्ञाप शुरू कर दिया | बाल्मीकि मुनि का श्लोक याद आ गया---“मा निपाद 
प्रतिष्ठा लमगमः शाश्वती समा"? और सचमुच बहुत पश्चत्ताप भी हुआ । 
विल्ञाप करती चिड़िया का दुख दूर करने के लिये उस पर निशाना किया तो 
वह उड़ जाने लगी | दो कारतूस व्यर्थ गये | आखिर अपने सम्मान की रक्षा के 
लिये ओर चिड़िया का भी दुख दूर करने के लिये उस तो मार ही दिया परन्तु 
साथ ही शिक्रार का शोक भी समाप्त हो गया | 

मनोहर का आस-पास के गांवों के कुछ जमीन्दारों से परिचय था । उनके 
यहां भी वह हमें ले जाता और हमारा परिचय अपने रिश्तेदारा के रूप में 
करा देता | मनोहर से पता चल्ला कि बराल से कुछ ही दूर एक गांव में मेरे 
कालिज के सहपाठी चोधरी रामघनतिंह का मकान था। रामधनसिंह का पता 
त्तग जाना तो बहुत ही उपयोगी जान पड़ा | रामधनर्तिद भी जयचन्द्र जी द्वारा 
चुने गये लोगं में से था परन्तु जयचन्द्र जी की ही शिथित्ञषता के कारण 
निरुत्साहित होकर बेठ गया था | जयचन्द्र जी ने रामघनसिंह को पेशावर के 
समीप म्दान में जाकर रहने ओर सरहद्द पार के लोग से सम्पक जोड़ने का 
काम सोंपा था। इससे दो काम हो सकते थे | एक तो उधर से रिवाल्वर- 
पिस्तोल खरीदे जा सकते थे दूसरे उस रास्ते विदेश, खासकर रूस जाने की भी 
सम्भावना हो सकती थी । 

चोधरी रामघनतिंह बहुत खुलकर आ्त्मीयता से मिला | बी० ए.० पास 
कर लेने के बाद जमीन जोतने का काम उसे रुचिकर नहीं लगा । मु शेगीरी 
भी नहीं करना चाहता था | इसलिये कानपुर में चमड़े का काम सिखाने वाले 
सरकारी छ्कूल में जूता बनाने की शिक्षा ले रहा था | रामधनतसिंह को यह छोटी 
सी बात उसकी क्रान्तिकारी मनोबृत्ति को पर्याप्त परिचायक्र थी। हरियाना, 
गुड़गांव ओर बुलन्दशहर के जाट अपने आप को ज्षत्री मानते हैं | गुण कम 
भी उनके राजपूतों से भिन्न नहीं । ऐसी अवस्था में रामधनर्तिह का जूता बनाने 
का काम सीखने लगना, उसकी यथाथवादी ओर क्रान्तिकारों प्रद्ृत्ति का 
प्रमाण नहीं तो क्या था १ 

एक दिन अच्छा परिहास हो गया । रामधनर्तिंह के पिता रिसाले में सूबे- 
दार हो जाने के बाद पेंशन पाकर घर पर ही रह रहे थे | में रामधनविह के 
यहां गया तो साहइबी ढंग छोड़ सीधे-साधे कपड़े पहने था । रामघन के पिता 


२० [ सिहावलोकन 


सुबह अपनी पेंशन लेने तहसील अर्थात्‌ बुलन्दशहर गये थे | लोटकर बता 
रहे थे कि तहसील में उन्होंने एक इश्तहार देखा कि जो आदमी लाट साहब 
की गाढ़ी के नीचे बस चलाने वाले को पकड़ा देगा उसे सरकार बीस हज़ार 
रुपया इनाम देगी | ओर बताने लगे--'इनाम के इश्तहार लगाने से कहीं 
ऐसे आदमी पकड़े जायंगे ? जब पहरे में बम चलाते समय सालों को दिखाई 
नहीं दिया तो अब क्या दिखाई देगा | ऐसे लोग बड़े करतबी होते हैं । अपने 
पास गिदड़सिंगी ( गीदड़ का सींग ) रखते हैं | आदमी के पास गिदढ़सिंगी 
हो तो सामने बेठा भी दिखाई नहीं दे सकता |”-..में उनके सामने ही तो 
बैठा था | रामधनरसिह ने बड़ी गम्मीरता से पूछा--“चच्चा, गिदड़सिंगी 
मित्न केसे सकती है ? सूबेदार साहब ने बताया--“बड़ा मुश्किल होता है । 
सुना है, कहीं लाखों गीदड़ों में किसी एक के सींग होता है । यह तो जादूगर 
लोगों के काम हैं। एक तरह की जोगमाया समझो ।?? 


रामघनसिह के पिता सूबेदार तो थ ही | पहले महायुद्ध में फ्रांस, मसो- 
पीटामिया के भेदानों में अंग्रेज़ सरकार के लिये लड़ भी आये थे यानि विदेश 
भ्रमण भी कर आये थे । अंग्रेज़ सरकार को अपने सेनिकों का बोद्धिक स्तर इस 
से ऊचा उठाना उचित नहीं जान पड़ता था । 


बायरत्तेस की दुबारा खोज 


प्रकाशबती मनोहर के यहाँ रहीं और में हंसराज की खोज में चला | हस- 
राज वायरलेस से सम्बन्ध रखने वाले हमारे सभी साथी, सुख देवराज को छोड़कर, 
इन्द्रपाल के साथ दूसरे लाहोर पड़यंत्र केस में गिरफ्तार हो गये थे । इसमें भी 
सन्देह ही था कि कोई दूसरा व्यक्ति हँसराज के घर जाता तो उसके माता-पिता 
हँसराज का पता बता देते क्योंकि हंसराज पर पुलिस के सन्देह की बात वे जान 
चुके थे। में स्वयं लायलपुर गया ओर हंसराज की माँ से मिला | उन्हें विश्वास 
दिलाया कि हंसराज की रक्षा के लिये उससे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने 
बताया कि वह कराची में अपने भाई ब्रह्मदेव के यहाँ ठददरा हुआ है ओर 
ब्रह्मदेव का पता दे दिया | बह्मदेव बोल्काट ब्दस के दफ्तर में क्लक था। 

में अक्तूबर के पहले सप्ताह में कराची पहुँचा | ब्रह्मदेव शायद गाड़ीखाता 
मुहल्ले में तिम॑जिले पर एक कोठरी में सपत्नीक रहता था | हंसराज वहाँ ही 
था | हंसरगाज से बात की । उसने कहा श्रब क्‍या है, अ्रत्र तो करना ही होगा। 
मैंने इन्द्रपाल की गलती के लिये अफसोस भी किया अस्तु हंसराज तेयार हो 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] २१ 


गया । उसने कठिनाई बतायी कि कराची में उसके पास सामान नहीं है । सामान 
जुटाने में कम से कम एक मास लगेगा | उसने नवम्बर के महीने में कोई 
तारीख बता दी क्रि उस दिन या उसके बाद किसी भी दिन में आकर पांच 
सौ गज़ तक बिजली की लहरें पेंदा करने वाला एक बल्ब ले जा सकूंगा । 
उस बल्ब के साथ एक शीशी रहेगी । जब तक शीशी रहेगी बल्ब से लहर न 
निकलेंगी शीशी को बल्ब से दूर करते ही बल्ब सक्रिय हो जायगा । उसने 
जिस ढंग से बातचीत की उसके इरादे ओर नीयत में सन्देह की कोई गु'जा- 
इश नहीं जान पड़ी । 

कराची से गाड़ी पांच-छु; बजे शाम को चलती थी । उसी गाड़ी से 
लोटा । हैदराबाद के स्टेशन पर रात आठ साढे आठ का समय होगा। देखा 
कि एक आदमी पगड़ो, धारीदार कोट ओर सिलवार पहने मेरी तरफ़ इशारा 
करके एक दूसरे आदमी से बात कर रहा है । पिछले स्टेशन पर एक टिकट बाबू 
ने मरे वाले डिब्बे मं आ सरसरी तोर पर टिकट चेक किये थे। मेरा भी टिकट 
देखा था ओ्रोर प्लेटफाम पर इस आदमी से कुछु बात की थी। उस समथ्‌ सन्देह 
नहीं हुआ था | अत मेरा माथा ठनका | यही अनुमान किया कि पुल्निस को 
मालूम होगा हंसराज अपने भाई ब्रह्मदेव के मकान पर है । वहाँ खुफ़िया पुलिस 
वाले पहरा रखे होंगे | में भांप नहीं सका | वहीं से मेरा पीछा किया गया है । 
'मेरे पास सामान श्रघधिक न था, केवल छोटा सा बिश्तर श्रोर केनवस का सूट- 
केस | सूटकेस में दो-तीन पुस्तकें ओर ज़रूरत फे समय बदलने के लिये कपड़े 
थे | दूसरे आदमी को मुझे दिखाकर धारीदार कोट वाला व्यक्ति प्लेटफाम 
के दायीं ओर चला गया । यह दूसरा व्यक्ति बालदार ऊ ची टोपी पहने था । 
उसने एक सिगरेट जलाकर कनखियों से मुझे देखते हुए. सामने एक चक्कर 
लगाया ओर गाड के डिब्बे की ओर एक गाड़ी के सामने खड़ा रहा | मेरा भी 
ध्यान उसकी ओर था। गाड़ी चलने से पहले में दरवाज़े में खड़ा भांक रहा 
था | सोचा, जो होगा देखा जायगा, इस गाड़ी से उतर जाऊ । गाड़ी के चाल 
पकड़ने से पहले ही में दूसरी ओर उतर गया और गाड़ी से उल्टी दिशा में 
चलने लगा । 

गाड़ी निकल्न गयी तो प्लेटफाम के अत से कुछ इधर ही. वही घारीदार 
कोट पहने आदमी दिखाई दिया ओर तेज रोशनी में उसने भी मुके देख 
लिया । मुझे आशंका हुई, कि यह चिल्लाना ही चाहता है--पकड़ो | पकड़ो ! 
इसलिये अपने लम्बे से कोट की जेब्र में पड़ी पिस्तोल पर द्वाथ रखा | उस 


२२ ह [ सिहावलोकन 


व्यक्ति ने यही दिखाया कि उसने मुझे देखा नहीं | प्लेटफार्म समाप्त हो 
नाने के बाद रोशनी कम थी | में जगह से त्रिलकुल अपरिचित था | यों ही 
प्राय बचाने की आशा में चल पड़ा । पीछे भी देखता जा रहा था । बीस- 
पच्चीस कदम जाकर देखा कि वह आदमी तेजी से मरे पीछे चला आरा रहा 
है। बीच में खाली ल।इन थी पर दोनों तरफ गढ़ियां खड़ी थीं। में तेजी से 
चलने लगा ओर उस आदमी के भी तेजी से चलने की आहट आने लगी । 
साचा इस अनजानी जगह में में कहां तक चला जाऊंगा १ में सहसा दो 
डिब्बों के बीच को जगह में जा खढ़ा हुआ । मेरा पीछा करता आदमी ओर 
भी तेजी में उस जगह से एक कदम शआ्आागे निकल गया । दो गाड़ियों के बीच 
में होते ही मेंने पिस्तोल् कमर से निकाल लिया था परन्तु घोड़ा नहीं खींचा 
था | पीछे से लपक कर मेंने पिस्तोल को ज़ोर से उसके कान ओर गाल पर 
मारा । उसकी पगड़ी गिर पड़ी ओर वह दोनों हाथों से सिर को थाम कर 
बैठ गया 

कभी तक के लिये अवसर तो नहीं होता परन्तु आदमी क्षण भर में सूक 
से ऐसा काम कर जाता है जिसमें तक की लम्बी श्य/खला बीज रूप में समायी 
रहती हैं, जिसे इंस्टिंक्ट कहते हैं | उस समय यदि में उसे आगे निकल जाने 
देकर स्टेशन पर लोट आता तो फिर स्टेशन पर उससे सामना होता | उस समय 
हेदराबाद शहर का मुझे कुछ भी परिचय नहीं था | इतना ही जानता था कि 
स्टेशन से सब मकानों के ऊपर तिकोने से लम्बे-लम्बे रोशनदान बने दिखाई देते 
हैं। स्टेशन पर सामना होने पर वह क्‍या न करता | पहली बार ही उसने मदद 
के लिये दूसरों को क्‍यों नहीं पुकारा यही समझ नहीं सकता । अ्रस्तु, उस आदमी 
के सिर थाम कर बेठते हो मेंने पिस्तोल की नली उसकी नाक पर दबाकर 
बहुत कड़े परन्तु दबे हुए स्वर में गाली देकर धमकाया--“श्रभी गोली मार 
दूगा । क्‍यों पीछे पड़ा है? वह कुछ बोल न सका | केवल दोनों ह्वाथ जोड़ 
दिये। गोलो नहीं चलायी | चलाता तो उसकी गृ'ज से में स्वयं मुसीबत में 
पड़ जाता | उसे फिर धमकाया---“खबरदार पीछे आया !”? 

इसी समय गाड़ी के दूसरी ओर से किसी व्यक्ति के पत्थरों पर चलने को 
आहट सुनाई दी । कुक कर ग़ाड़ी के नोचे देखा कि एक आदमो स्टेशन की 
और से रेज्ञ के हाते की, टीन को तर्ितियों की बनी बाड़ के साथ-साथ चला 
जा रहा है। उस आदमी ने दो-तीन तरख्तियों को टटोल कर देखा । एक तख्ती 
ढीली थी | उसे खिसका कर वह बाहर निकल गया। में भी दोनों गाड़ियों के 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न,] र्‌र३े 


बीच की राह से दूसरी तरफ़ निकल कर उसी जगह से बाहर चला गया | यहां 
डक पर अंधेरा था । 


परन्तु जाता कहां ? हैदराबाद में कुछ भी परिचय न था | रात का समय | 
खबर पास मुसाफिरी का कोई सामान भी न रहा था। मेरे टिकट का स्थान 
श्रौर शायद नम्बर भी नोट ह। चुका था | टिकट लाहोर तक का लिया था। 
टिकट फेंक दिया | अपना कोट उतार कर वहीं अंधेरे में ही छोड़ दिया ओर 
घोती को दोतहा कर के तहमत की तरह बांध लिया | यह भी खयाज्न आया 
कि ऐसी पाशाक में गुरडा समझ कर ही न धर लिया जाऊं | सबसे बड़ी बात 
यह थी कि मेरा पीछा करने वाला व्यक्ति यदि फिर मुझे द्ू ढ़ने स्टेशन पर 
आया तो में किसी भी तरह नहीं बच सकू'गा । पर ऐसा विश्वास था कि वह 
आयेगा नहीं | | 

एक कुली से सम्मासद्वा जाने वाली गाड़ो का समय पूछा | श्रभी एक 
घंटे की देर थी । में तीसरे दरजे के मुसाफिरखाने की भीड़ में जा बेठा । गाड़ी 
के आने की घंटी बजी तो सम्मासद्गा का टिकट ले गाड़ी में बाकर ऊपर को 
सीट पर धोती ओढ़ कर लेट गया । गाड़ी चल दी | नींद तो भला जल्दी क्‍या 
आ जाती पर बच जाने से काफी सान्त्वना अनुभव हुई । 


पहली गाड़ी से उतर कर प्राय: सवा घंटे बाद दुबारा गाड़ी में चढ़ जाने 
तक की बात सोचने लगा | वायसराय को स्पेशल के नीचे विस्फोट करने के 
बाद में पुलिस की प्रतीक्षा में खड़ा रहा था | लोटते समय पुलिस की गारद से 
सामना हो जाने पर दिल्ली स्टेशन पर भी क्रिकका नहीं था। इस सवा घंटे 
में मुके जितना पसीना आया ओर जेसे दिल घड़का वैसा शायद बहुत सख्त 
मलेरिया का ज्वर होने पर भी न हुआ होगा । इस सवा घंटे की लड़ाई में 
में युद्ध करने या आक्रमण करने नहीं गया था बल्कि प्राण बचाने के लिये 
भाग रहा था | इस तरह पकड़े जाते समय लड़ने में वीरता का श्रवसर भी न 
जान पड़ रहा था। किसी उद्देश्य या संगठन के अंग के रूप में आदमी की 
जो स्थिति बन जाती है वह व्यक्तिगत रूप में नहीं रहती । बही प्रेरणा और 
साइस का भी स्रोत होती है । 


सम्मासद्वा में कोई आशंका दिखाई नहीं दी | यहाँ उतर कर लाहोर का 
नहीं भटिंडा का टिकट ले लिया | इस रास्ते पैसेंजर गाड़ी रेगिस्तान के बीच 
से धीमे-धीमे रंगती हुई जाती है श्रोर बहुत काफ़ी समय ले लेती हे । 

हेदराबाद में अपना पीछा करने वाले व्यक्ति की शक्ल बार-बार याद आ 


२४ [ सिहावलोकन 


जाती थी यह भी ख़याल आता कि उसने स्टेशन पर मुझे फिर क्‍यों नहीं 
हू ढ़ा | पुलिस के आदमी से इस प्रकार का प्रसंग पढ़ने का पहला ही अवसर 
था | बाद में भी ऐसा अवसर आया बल्कि इससे भी विकट। तब यह सब 
जान चुका था कि पिटकर जाने के बाद पुलिस के लोग मारखा आने की 
बात कह कर, अफसरों के सामने अपनी अ्योग्यता ओर कायरता प्रकट नहीं 
किया करते | शांति से सोचने पर अनुमान हुआ कि सम्भव है उस आदमी 
ने मेरा पीछा ब्रह्मदेव के मकान से न किया हो। १६२८ में जब हम लोग 
नोजवान भारत सभा के काम में बहुत खुलकर भाग ले रहे थे या १६२९० कि 
जनवरी में जब मेंने ओर भगवती भाई ने २६ जनवरी की भण्डे की सलामी 
फोजी ढंग से देने की आयोजना की थी तभी से पुलिस के इस आदमी ने मुझे 
पहचान रखा हो। आशंका थी कि यदि हंसराज गिरफ्तार हो जाता है तो मेरा 
कराची जाना व्यथ हो जायगा । 


भर्टिडे की राह देहली पहुँचा तो अवस्था बुरी थी । कपड़े बहुत मेले ओर 
कई दिन की बढ़ी हुई हजामत । जब रोहतक में में किसना बनकर रहा था 
तब भी स्वरूप कुछ ऐसा ही था | परन्तु तब जान-बूककर बनाया था ओर 
अ्रब मजबूरी थी | भॉडे वाले मुहल्ले में बम फक्टरी का बड़ा मकान छोड़ दिया 
जा चुका था। देहली के इंचाज केलाशपति से या भेया से मिलने का कोई 
ठिकाना मालूम नहीं था। प्रोफेसर नन्‍्द किशोर निगम के यहाँ जाकर ही कुछ पता 
लग सकता था । देहली तक पहुँचते-पहुँचते दुबारा टिकट खरीदने के कारण 
मेरी जेब में शायद छ; पंसे ही बच रहे थे । स्टेशन से यमुना किनारे हिन्दू 
होस्टल में प्रोफेसर निगम के मकान तक जाने के लिये तांगा भी न कर सकता 
था । क्वार की तीखी धूप थी । पेदल हो हिन्दू कांलिज के होस्टल तक गया | 
अवसरवश केलाशपति साइकल्न पर बोडिंग से बाहर निकलता दिखाई दे 
गया । बम फेक्टरी के प्रसंग में कह चुका हूँ कि उन दिनों वह १६२८-२६ का 
केलाशपति न था कि देहली के जाड़े में बिना स्वेटर के घूमता रहे ओर स्वेटर 
दे दिया जाने पर स्वयं न पहन कर दूसरे साथी को दे दे | खूब बुराक कलफ़ 
किये साफ़ कपड़े पहने था ओर पोमेड-क्रीम की सुगन्ध आ रही थी | आँखों 
पर धूप का चश्मा | वही रूप देखकर में आज़ाद से कहा करता था कि ठंडी 
को जवानी चढ़ रही है | 


अपनी उस श्रवस्था में मुझे उसका सिंगार ओर भी खल्ला | मैं उस से बहुत 
तिरस्कार से बोला | वह गम्भीर बना रहा | संक्षिप्त सा उत्तर उसने दिया-- 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] २५ 


इूस समय यहाँ आज़ाद या निगम कोई नहीं हैं | आज़ाद कानपुर चले गये 
हैं,” मेंने अपने साथ हुई घटना संक्षेप में बता कर बहुत अधिकार से उससे 
रुपये मांगे । 


“इस समय तो नहीं हैं ।!”--उसने शायद मेरे तिरस्कार के प्रतिकार में 
उत्तर दे दिया। 


पेदल देहली लौटना पड़ा । कहाँ जाता १ खयालीराम गुप्त के यहाँ जाने पर 
उनको माँ बहुत शोर मचाती थीं | अजमेरी दरवाज़े महाशय कृष्ण जी के यहाँ 
जाना उचित नहीं था । बहावलपुर रोड के प्रसंग में यह्द बता ही चुका हूँ कि 
महाशय कृष्ण जी के मकान की तलाशी हो चुकी थी । 


भूखा इधर-उधर घूम रहा था । भूख से अधिक क्लेश मन को केलाशपति 
के व्यवहार से हुआ , छः पेसे पास हों तो आदमी चना-चबेना चबाकर 
समय काट सकता है पर भूख से अधिक चिन्ता थी कि कानपुर केसे पहुँचंगा। 
भूख भूली हुई थी | उन दिनों सिगरेट-सिगार पीने की आदत बहुत कम थी। 
परन्तु जाने क्या सूझला कि मैंने जामा मसजिद के पास को एक दुकान से छः 
पेसे मं एक सिगार खरीद लिया और संध्या के अंधेरे में परेड के मेंदान में बेठ 
कर पीने लगा । केलाशपति पर गुस्सा इस अधिकार से था कि आपस में 
चाहे जितना मतभेद या लड़ाई हा हम लोग एक दूसरे की कठिनाई और 
खतरे की उपेक्षा नहीं कर सकते थे | खेर सिगार पीने से चकक्‍कर-सा आ गया। 
ज़ोर की उबकाई आने लगी । मसजिद के समीप एक नल से खाल्ली पेट में 
बहुत -सा पानी पी लिया तो तबीयत ओर खराब हो गयी । फिर परेड में जा 
लेटा । तब ख़याल आया में बहुत मूखंता कर रहा हूँ । मेरी कमर में पिल्तोल 
है यदि मुझे ऐसे लेटे देख कर ही पुलिस वाले अवारागर्दी में चालान कर 
दे तो! 

पचास वर्ष के लम्बे जोवन में मेंने बहुत कुछ देखा ओर अनुभव किया 
हे परन्तु पेसा न होने के कारण भूखे रहने का दिन केवल यह। एक ही बार 
आया | सोचा -- महाशय कृष्ण जी के यहां जाना ही पड़ेगा । उठा और श्रज- 
मेरी गेट की श्रोर चल दिया । रास्ता चावड़ी बाजार ओर फतेहपुरी के बीच से 
होकर जाता था । मैं रोशन पतिनेमा के पास से गुज़र रहा था, रात के नौ या 
साढ़े नो बजे होंगे। उन दिनों इस भाग में सड़क के दानों ओर पर बहुत ही सस्ते 
किस्म की वेश्याश्रों के कोठे रहते थे । बाज़ार प्राय; सूना हो रहा था। मुझे 
धीमे-घीमे जाते देखकर वे शायद गाहक समझ दोनों ओर से पुकारने लगीं-- 


२६ [ सिंद्दावलोकन 


“अरे इधर आ, इधर आजा !” सोचा--इन्हें भी शायद मेरी ही तरह भूल 
लगी होगी | यदि चला जाऊं तो क्‍या बातचीत होगी १ यह अनुभव मेरे मन में 
इतना गहरा बेठ गया कि कभी भूल नहीं सकता | बाद में १६३८ में मैंने इस 
अनुभव की याद से एक छोटी सी कहानी “बुखी-वुब्री” लिखी थी । जो 
प्राय: ही पाठकों को बहुत पसंद आयी है | 

महाशय कृष्ण जी के यहां जाना ही पड़ा । वे घर पर ही थें। मुझे अचानक 
और ऐसी अ्रवस्था में देखकर देखते ही रह गये । उनसे क्षमा सी मांगी// "777 
मुझे यहाँ नहीं श्राना चाहिये था परन्तु बहुत ही मज़बूरी से आया हूँ ।?” उनसे 
कुछ साफ कपड़ों और रुपयों के लिये कहा | कृष्ण जी की आदत बहुत कुछ 
पूछने ओर जिरह करने की थी पर उस दिन उन्होंने बिना कुछ पूछे-ताछे 
कपड़े श्रोर रुपये दे दिये। वहीं हजामत बनाकर, नहा धोकर कपड़े बदल लिये । 
उनके यहां जाने पर भाबी खाना तो जरूर ही खिलाती थीं | 

में आज़ाद को हू ढ़ने कानपुर चल दिया । भेया ने कानपुर में एक खास 
पता बताया था कि आवश्यकता होने पर वहाँ ठहदर भी सकता हूँ | क्गभग 
संध्या समय कानपुर पहुँचा था । चुन्नीगंज गया | वहाँ गुलजारीलाल का 
मकान ढू ढा । गुलजारीलाल इकहरे बदन के लम्बे से आदमी थे । रंग गेहुश्रां 
अग्रोर लम्बी-लम्बी में छें । यह याद नहीं कि मेंने किस नाम से आज़ाद का पता 
पूछा पर वे समझ गये । बहुत भावुकता ओर गहराई से मेरी ओर पल भर देखा 
ओर बोले--“हाँ ठीक है, बेठिये ।” 

एक कोठरी और आँगन का मकान था | वे श्रकेले ही रहते थे । गुलजारी- 
लाल ने मुझसे बात नहीं की | खाट पर कपड़ा बिछा कर बैठा दिया और 
स्वयं तुरन्त आँगन में बने चोके में बेठकर एक कटहल काटने लगे। मेंने 
भेया तक संदेश पहुँचाने की बात याद दिलाई । गुलजारीलाल बोले--. “पहले 
आप खाना खा लीजिये ।?” जल्दी खाने की आवश्यकता. न होने ओर 
तकलल्‍लुफ़ न करने की बात कही । पर वे नहीं माने | कटहल काट कर उन्होंने 
चूल्हे पर चढ़ा दिया। आग गू'धने लगे। उन्हें श्राटा पूरियों के लिये कड़ा 
गू'धते देखा फिर कष्ट न करने का अनुरोध किया परन्तु वे नहीं माने | खूब 
याद है, कढ़ाई नहीं थी उन्होंने गहरे तवे पर खूब घी छोड़कर पूरियाँ तलीं । 
ओर फिर मुझे बहुत श्रद्धा से आसन पर बेठाकर खाना खिलाया। उससे पहले 
यू०पी० में रहने का अवसर नहीं हुआ था | कटहल की तरकारी उस दिन पहली 
बार ही खायी थी या उससे पहले की बात याद नहीं | में जब भी कटहल की 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न] २७ 


तरकारी देखता हूँ, मुझे गुलजारीलाल की रसोई याद आ जाती है । खाने के 
बाद मेरे जिहद करने पर भी उन्होंने मुझे थाली नहीं धोने दी । 

खाना खिलाकर वे भैया को खबर देने गये। भैया साढ़े नौ दस तक आ 
गये | हम दोनों बात करने लगे तो गुल्जारीलाल स्वयं ही परे जाकर बेठ गये | 
गुलजारीलाल कानपुर म्युनिसिपैल्लिटी की छिड़काव करने वाली मोटर के 
ड्राइवर थे । इसके बाद एक ही बार और उनसे मुलाकात हुई | उनकी पहली 
मुलाकात की स्मृति मस्तिष्क पर इतनी गहरी है कि पच्चीस वर्ष बाद भी उन 
का चेहरा याद है। भेया के ऐसे कई निजी विश्वस्त लोग थे | कराची में 
हंसराज के वायदे का और फिर रास्ते की दुषंटना का पूरा हाल भैया को 
बताया । यदि हंसराज गिरफ्तार हो गया होता तो अरब तक तो पत्रों में समा- 
चार थ्रा ही जाना चाहिये था फिर भी हम लोग उसका समाचार जानने के 
लिये कई दिन तक नित्य सुबह अ्रखबार की प्रतीक्षा करते रहते । 


अक्टूबर के अंत में २६-३० तारीख होगी, दिल्ली में पिछल्ली रात संध्या 
समय केलाशपति के गिरफ्तार हो जाने का समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ । 
उन दिनों केलाशपति दिल्ली में कोई विशेष काम नहीं कर रहा था । हाँ, भेया 
को उसने अजमेर में एक मनी एक्शन ( रुपये के लिये डकेती ) की सम्भावना 
बतायी थी, जिसके लिये वह एक दो बार वहाँ गया भी था ओर मदनगोपाल 
को वहां देखभाल के लिये छोड़ आया था । दिल्ली में उसके विशेष आ्थिक 
कठिनाई में होने का भी कारण नहीं था| केलाशपति की गिरफ्तारी चूड़ी वालों 
के बाजार में अपने मकान को गलत! में ही हुईं थो। गिरफ्तारी के समय उसके 
पास रिवाल्वर मी था परन्तु उसने अपने बचाव का या पकड़ने वालों पर चोट 
करने का कोई प्रयत्ञ नहीं किया । यह समाचार सुनकर श्राज़ाद ने बड़ी निराशा 
से कहा--“यह साले ठंडो भी गये ।?? 

केलाशपति की गिरफ्तारी के समय उसके चुपचाप गिरफ्तार हो जाने से 
तो निराशा हुई ही थी परल्तु मैंने भेया से यह भी कहद्दा कि मुझे तो उसके 
मुखबिर बन जाने की भी आशंका है। भेया को ऐसा लगा कि यह में केलाश- 
पति के प्रति व्यक्तिगत विरक्ति के कारण कह रहा हूँ। मेंने अपनी बात स्पष्ट 
करके कहा कि यदि केल्ााशपति बरस भर पढ़ले गिरफ्तार ईं। गया होता तो 
मुझे ऐसी आशंका न होती परन्तु पिछुले दिनों उसमें मुझे एक ग्लानि उत्यन्न 
करने वाली विलासिता सी दिखाई देती रही थी । आज़ाद इससे क्या समझते ? 
कैलाशपति वगेरा ने भी तो मैया से दिल्‍ली बम फेक्टरी के दिनों में भेरी 


रद [ सिहावलोकन 


विलासिता ओर फिजूल खर्ची की शिकायत की थी। यह चर्चा में पहले भी 
कर चुका हूँ | वह विलासिता थी, लगातार श्राठ दस घण्टे पिक्रिक एसिड 
बनाते समय, उसकी विपेली गेस से सिर दद हो जाने पर घण्टे भर खुले टांगे 
में घूम लेना ओर फिर किसी रेस्टोरां में जाकर श्राइसक्रीम खा लेना । वास्तव 
में बिलासिता किसी वस्तु या व्यवहार में नहीं दृष्टिकोण में दी होती है । 


बहुत ही जल्दी, पांचवें ही दिन दिल्ली में धन्वन्तरी की भी गिरफ़्तारी 
का समाचार मिला । पत्र में समाचार था कि घन्वन्तरी अपने एक साथी के 
साथ टांगे पर बेठा चांदनी चौक से जा रहा था | पुलिस उसे पहचान कर पीछा 
करती आ रही थी। अपने लिये उपयुक्त स्थान देखकर पुलिस ने उसे घेर लिया 
ओर पकड़ो-पकड़ो का शोर मचा दिया । धन्वन्तरी ने रिवाल्वर निकाल कर 
पुलिस पर गोली चलायी । पुलिस के आदमी को चोट भी आयी । वह दस- 
पांच कदम भागा भी परन्तु पकड़ो-पकड़ो के शोर से चांदनी चौक में ल्ञाठी 
लेकर गश्त करते रहने वाले एक सिपाही ने उसे भागते देख कर उस पर लाठी 
का भरपूर वार कर दिया । धन्वन्तरी गिर कर पुलिस के काबू आ गया | 
उसके साथ का दूसरा आदमी था सुखदेवराज | वह भाग गया । सुखदेवराज 
ने भी यदि पुलिस पर गोली चलायी होती, दोनों साथ मित्ककर लड़े होते तो 
क्या होता, यह उस समय हमें खयाल नहीं आया | उस समय तक साथी को 
छोड़ अपने प्राण बचाने के लिये भाग जाने की यह सुखदेवराज की दूसरी ही 
हरकत थी । 


केलाशपति की गिरफ्तारी के सप्ताह भर में बाबूराम साबुनी, खयालीराम 
गुप्त, गिरवरसिह, विमल आदि की गिरफ्ता रियां शुरू हो गयीं । दिल्ली में तो 
हम लोगों के लिये स्थिति खतरनाक हो गई दूसरी जगह भी इसका प्रभाव अच्छा 
नहीं पड़ रहा था। थआआाजाद ने मुझे परामर्ष दिया कि में कानपुर आकर ही 
रहूँ और अपनी स्वतंत्र जगह बना लें तो अ्रच्छा हो। कानपुर में उस समय 
तक मेरे अपने कोई सूत्र नहीं थे | भेया ने कुछ दिन के लिये मंशीराम जी 
शर्मा, 'सोम” के यहां मेरे ओर प्रकाशवती के लिये प्रबन्ध कर दिया | मंशीराम 
जी उन दिनों कानपुर में गंगा किनारे परमट घाट पर रहते थे और डी० ए० 
वी० कालेज में हिन्दी के अध्यापक थे | अब भी वे डी० ए० वी० कालेज में 
ही हैं। सब ओर धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होते समय मंशीराम जी ने खूब जान 
बूक कर हमें शरण दी कि हम लोग कोन हैं श्रोर इस का क्‍या परिणाम हो 
सकता है । 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] २६ 


मु शीराम जी का मकान परमट घाट के सिरे पर ठीक सढ़क पर ही था 
इसलिये में दूसरा प्रबन्ध करने की चिंता में था | कानपुर के गवरमेंट लेदर 
वर्किंग स्कूल का पता लेकर चोघरी रामधनसिंद से मिलने पहुँचा । रामधन 
बोडिंग में रहते थे परन्तु हमारी सहायता करने के लिये उन्होंने दो ही दिन 
में चुन्नीगंज के हाते में दूसरी मंजिल पर एक मकान दृू'ढ़ लिया और हम 
ल्लोग वहां चले गये । 

केलाशपति के गिरफ्तार हो जाने से अजमेर में डकेती नहीं हो। सकी । 
आज़ाद ने कई दिन बल्कि दो, तीन मास से वीरभद्र को आशिक समस्या 
का उपाय करने के लिये एक डकेती की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सोंपी 
हुई थी | आर्थिक कठिनाई हम लोगों को बनी ही रहती थी । व्यापक सार्व- 
जनिक आधार न होने के कारण कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह धन संग्रह 
किया नहीं जा सकता था | राष्ट्रीय भावना रखने वाले ऐले लोग जो १००) 
२००) दे सकने की स्थिति में थे उन पर, गांधी जी के हमें भटके हुए, देशभक्त 
बता देने का काफ़ी प्रभाव था| ऐसे लोग हमें जांबाज़ देशभक्त समझ कर 
हमारे दर्शन तो करना चाहते थे परन्तु हमे आधिक सहायता देना उचित नहों 
समभते थे | इसमें खतरा तो था ही तिस पर गांधी जी क्रान्तिकारियों को 
सहायता देने का विरोध करते थे ! ऐसे लोग सहायता देते समय हमारी व्यक्ति- 
गत आवश्यकताश्रों को ही ध्यान मे रखते थे । वे देशभक्तों की सहायता तो 
करना चाहते थे परन्तु सशह्ल क्रान्तिकारी आंदोलन की नहीं । ऐसी मनोबृत्ति 
का बहुत अच्छा उदाहरण बाबू ( राजऋषि ) पुरुषोत्तमदास जी टंडन का 
व्यवहार था | बात तो सा्डस बध के बाद दिसम्बर १६२८ की है । 


साइंस के बध के बाद दल के लोगों को लाहोर से निकाल ले जाने आदि 
के लिये रुपये की ज़रूरत थी, पुरुषोत्तमदास जी टंडन उन दिनों पंजाब नेशनल 
बेंक, लाहोर के मेनेजर थे | वेतन शायद ८००) मासिक था जो रुपये के उस 
समय के मूल्य के विचार से आज तीन-साढ़े तीन हज़ार रुपया होना चाहिये । 
टंडन जी लाला लाजपतराय जी की कोठी के बगल की कोठी में एक ही हाते 
में रहते थे। उसी हाते में द्वारकादास पुस्तकालय था । कानपुर के प्रसिद्ध 
मजदूर नेता राजाराम जी शास्त्री द्वारकादास पुस्तकालय के लाइबरेरियन थे । 
आज़ाद ओर शास्त्री जी का बनारस से पुराना परिचय था । शात्त्री जी 
भगतर्सिह, सुखदेव मुझे श्रौर बहुत से लोगों को भी जानते थे। आज़ाद ने 
शास्त्री जी से कह कर टंडन जी से मिलने का समय नियत कर लिया था | 


३० [ विह्वावलोकन 


टंडन जी ने कोई भय या म्रिरक नहीं प्रकट की | आज़ाद आये तो उन्होंने 
पीठ पर हाथ फेर कर कहा--“तुम्हारे ढंग श्रौर सिद्धान्त का समन तो ह 
नहीं कर सकते परन्तु तुम देशभक्त ओर शूरवीर ज़रूर हो ।?? 

आज़ाद के लिये किसी से कुछ मांगना बहुत ही कठिन काम था | फिर 
भी विवश हो आधिक सहायता की बात कही | टंडन जी ने उसमें भी संकाच 
नहीं किया । तुरन्त बिटिया को बुलाया श्रोर दस रुपया ला देने के लिये ऋष्द 
दिया | यह तो हो ही नहीं सकता था कि ऐसी परिस्थिति में आज़ाद को आंखों 
में सुख डोरे न फिर गये हों। इस घटना की चर्चा करते समय ही उन्हें क्रोध 
जा जाता था | पर टंडन जी के प्रति आदर ओर शिष्टाचार के कारण ग़म 
खा जाने के अतिरिक्त श्रोर चारा क्या था १ इस उल्लेख का अ्भिप्राय यह 
हे कि टंडन जी का जेसा त्याग का जीवन रहा है, कृपणता की बात सोची 
नहीं जा सकती | उस समय वे काफी समथ भी थे । उनके विचार में आज़ाद 
की आवश्यकता इससे अधिक ओर क्या होती १ ऐसे ही अनुभवों के कारण 
आज़ाद या हम लोग राजनेतिक डकेती के लिय विवश हो जाते थे । 

खासकर १६३० के अंत में, लंदन में गोलमेज़ कान्फ्रेंस द्वारा सरकार से 
समभोते की बात चल रही थी । अंग्रेज सरकार ने गोलमेज़ कान्‍्फ्रेस में कांग्रेस 
को भी निर्मत्रण दिया था ओर खयाल था कि इस बातचीत से संतोषजनक 
स्वराज्य की रूपरेखा निकल आयेगी । ऐसी अवस्था में कांग्रेसी राष्ट्रीय भावना 
रखने वाले लोग क्रान्तिकारियों को सहायता देकर व्यर्थ का व्याघात खड़ा 
करने मे क्‍यों सहयोग देते १ 


कानपुर में धन काये 


दल विकट आशिक कठिनाई में था । आज़ाद बार-बार वीरभद्र से ही 
'मनी ऐक्शन” (घन काय) का प्रबंध करने के लिये कह्ट रहे थे । हम लोग डकेती 
शब्द पसन्द नहीं करते थे | मजबूरी हो जाने पर धन के लिये जबरदस्ती करनी 
पड़ती तो उसे मनी ऐक्शन या धन काय ही कहते थे | इस काम का बोक वीरभद्र 
पर डालने का एक कारण यह भी था कि आज़ाद आज़माना चाहते थे कि 
वीरभद्र जान बचाने की ही फिक्र में तो नहीं । मेरे मामले में तो उन्हें बीरभद्र 
पर संदेह था ही । वीरमद्र जिम्मेवारी डाली जाने पर हामी तो भर लेता परन्तु 
ठीक समय आने पर कोई अलंध्य बाधा बताकर टाल जाता या पुलिस उसे 
कांग्रेस के मामले में गिरफ्तार कर हवालात पहुँचा देती ओर वह कुछ दिन बाद 


दल को रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ३१ 


छूट आता । यह निश्चय हो जाने पर कि वीरभद्र सचमुच दल को धोखा दे 
रहा है, आजाद उसे दण्ड देना चाहते थे। ऐसा ही सन्देह दल के एक श्रोर 
पुराने साथी सतगुरुदयाल श्रवस्थी के प्रति भी उन्हें हो रहा था। शायद पिछुले 
उदाहरण के कारण इस बार श्राज़ाद इन लोगों को अ्रपनी सफ़ाई का श्रव- 
सर जरूर देना चाहते थे। इस समय लाहोर षड़यंत्र का फेसला सुना दिया 
गया था। भगतसिंह, सुखदेव ओर राजगुरु को फांसी का दण्ड सुनाया गया 
था पर दो एक आदमी बरी भी हो गये थे । इनमें कानपुर के सुरेन्द्र पांडे भी 
थे | सुरेन्द्र पांडे लौट कर आजाद से मिले ओर फिर दत्त का काम करने को 
इच्छा प्रकट की | सुरेन्द्र पंढि उत्तर प्रदेश, खासकर कानपुर में दल का काम 
आरम्भ होने के समय से साथ थे | इसके इलावा डेढ़ बरस सब साथियों के साथ 
जेल में सामूहिक अध्ययन और विचार करके लोटे थे। उनका सहयोग ओर 
सहारा उस समय दल्ञ के लिये उपयोगी जान पड़ा। 


आज़ाद ने वीरभद्र तिवारी ओर सतगुरुदयाल अवस्थी दोनों को ही संदेश 
भेजा कि वे आकर अपने व्यवहार की सफ़ाई दे ।इस समय कोई केन्द्रीय समिति 
तो थी नहीं | सम्मवतः सुरेन्द्र ओर आजाद के ही सामने यह बात हुई होगी। 
आज़ाद के संदेश के उत्तर में अवस्थी ने पत्र लिखकर उत्तर दिया कि उस पर 
किये गये सन्देह झूठे ओर निराधार हैं पर मिलने नहीं आया। वीरभद्र स्वयं 
आया । श्राज़ाद ने उससे मुझे! भेद मिलने के मामले में भी प्रश्न किया । मेंने 
तो इस विषय में कभी उसका नाम नहीं लिया था परन्तु वह नेकनीयती से 
भेद दे देने को बात कबूल गया | दूसरे अवसरों पर जान बचाने के लिये 
शिथिल्ञता दिखाने के आरोप के उत्तर में उसने विश्वास दिलाया कि भविष्य 
में ऐसी शिकायत का मोक़ा नहीं आयगा । 


वीरभद्र ने कानपुर, नयागंज में जहां दालमण्डी है, चमड़े के ए.क व्यापारी 
खोजे की गद्दी पर धन काय की योजना बनायी | बताया कि उस व्यापारी के यहां 
तिजोरी में ४०-५० हज़ार से लेकर लाख तक नकद रहता है। इस काम के लिये 
दिन ओर सूर्यास्त का समय भी निश्चित हो गया । भेया ने बीरमभद्र को चेता- 
वनी दी--“देखो ठीक समय पर कोई अड़ंगा न बता देना या जेल में न फिसल 
जाना |” फिर वही बात हुईं । निश्चित दिन वीरभद्र फिर गिरफ्तार हो गया | 

आज़ाद ने निश्चय कर लिया था कि इस बार काम टलेगा नहीं । जगह 
देख ली गयी थी । प्रबन्ध ऐसा किया गया था कि वीरभद्र न हो तो भी काम 
न रुके । आज़ाद निश्चित समय साथियों को साइकलों पर लेकर खोजे के यह 


३२ [ सिहावलोकन 


पहुँच गये। तीनों साइकलें नीचे जीने के दरवाज़े पर छोड़ दीं श्रौर दो साथी 
पिस्तीौल्ल लिये नीचे रहे कि इस बीच ऊपर कोई न जा पावे। ऊपर श्राज़ाद, 
सुरेन्द्र पांडे श्रोर शालिग्राम को लेकर गये । 


गद्दी पर तोंदियल खोजे के अतिरिक्त दो मुनोम थे । आज़ाद ने पिस्तोल 
दिखाकर तिजोरी को चाबी माँगी | मालिक ने चिल्लाने के लिये मुंह खाल 
लम्बी साँस भरी । आज़ाद का थप्पड़ उसके फूले हुए गाल पर कुछ ज़ोर से ही 
पड़ गया ओर डाँट कर उन्होंने कहा--““चुप्प” | पुकार की चिल्लाहट खोजे 
के गले में ही रह गयी ओर मुह भी खुला ही रह गया । 


मुनीमों ने सामने तीन पिस्तोल देखकर तिजोरी की चाबी तुरन्त निकाल 
दी | तिजोरी खोल कर जो कुछ था एक थेले में समे”ट लिया गया । मुनीम 
शांत रहे । चलते समय टेलीफोन तोड़ दिया गया | सब कांडश्समाप्त हो जाने 
पर भी खोजा मालिक की बल पड़ी हुई तोंद पर रखे गाल-गोल चेहरे का मु ह॒ 
खुला ही रहा ओर वह बेसे ही निश्चल बना रहा । आशंका हुई बेहोश हो 
गया होगा पर दूसरे दिन समाचार पत्रों स पता चल्ला कि फिर उनके होश 
लोटे ही नहीं | इस कांड की निराशाजनक बात यह रही कि अपनी जगह लौट 
आने पर थेले में से कुल ग्यारह सो रुपया हो निकला । भेया को तो इस बात 
के लिये भी वीरभद्र पर ही क्रोध आया कि क्‍या व्यर्थ जगह उसने इस काम 
के लिये बता दी थी परन्तु समाचार पत्रों का भी कहना था कि संयोगवश उसी 
दिन दोपहर बाद खोजे ने लगभग एक लाख रुपया बंक भिजवा दिया था। 
अखबारों की टोका-टिप्पण। मं इस काम का बहुत ही वुस्थाइस और चातुय- 
पूर्ण बताया गया था क्योंकि खोजे की गद्दों के पिछुवाड़े कुछ ही कदम पर 
उस समय नई सड़क पर बढ़ी कोतवाली थी और नयागंज में तीन मकानों के 
बाद एक छोटी पुलिस चौकी थी। जो भी हो इस घटना से भेया को विश्वास 
हो गया कि वीरभद्र दल को धोखा देता है । 


शद्दीद शालिग्राम 


केलाशपति की गिरफ्तारी के बाद भी आज़ाद दिल्‍ली को ब्रिलकुल छोड़ 
देने के लिये तेयार नहीं थे । उन्होंने दिल्ली से प्रॉफेसर नन्द किशार निगम को 
सलाह करने के लिये बुलाया था। ऐसी बातचीत के समय आज़ाद किसी समक- 
दार आ्रादमी को साथ रखते ही थे । इन दिनों सुरेन्द्र पांडे से ही अधिक परामष 
किया करते थे | सुरेन्द्र पांडे पुलिस की नजरों से बचे रहने के लिये अपना 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ३३ 


मकान छोड़ कानपुर में गंगा के किनारे ऊपर की ओर नवाबगंज में एक बगिया 
में किराये पर लिये हुए. छोटे से मकान में शालिग्राम शुक्ल के साथ रहते थे । 


शालिग्राम शुक्ल उससे पहले कुछ दिन यूथगाड्ड में खूब भाग लेता रहा 
था। कानपुर में यूथगार्ड ऐसा ही संगठन था जेसा लाहोर में नोजवान भारत 
सभा थी। यूथगार्ड के क्ञोग वर्दों पहन कर कवायद वगैरा भी करते थे और 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते थे । किसी एक अवसर पर पुलिस वालों के 
हस्ताक्षेप करने पर शुक्ल ओर उसके एक साथी ने पुलिस वालों को पीठ दिया 
था | पुलिस शुक्ल को गिरफ्तार करना चाहती थी । शुक्ल दल के छोटे-मोटे 
कामों में पहले भी सहयोग देता ही था । अब वह पुलिस की नज़रों से बच 
कर बिलकुल दल का ही काम करने लग गया था ओर नवाबगंज में पांडे के 
साथ ही रहता था । 

आज़ाद ने निगम ओर पांडे से मिज्नने का समय तड़के छु; बजे ओर स्थान 
ग्रीन पाक में डी० ए० वी० कालिज के सामने नियत किया था । पांडे को 
निश्चित स्थान पर ले आने का काम शालिग्राम शुक्ल के ही जिम्मे था । घड़ो 
इन लोगों के पास नहीं थी | समय से पिछुड़ न जाने के खयाल से यह लोग 
काफ़ी तड़के, अंधेरा रहते चल दिये थे | ग्वालटोली को हालत उन दिनों 
काफ़ी खराब थी | सड़क पर खूब गहरे खांचे पड़े रहते थे । पांडे ओर शुक्ल 
साइकलों पर आ रहे थे | एक गहरे खांचे में पांडे को साइकल्न का अगला 
पहिया पड़ने से ज़ोर का झटका लगा | हैंडल पर रखा साइकल का पम्प गिर 
कर पहिये की सीखों में अड़ गया । कई सीखे द्ूट गयीं ओर पहिया टेढ़ा हवा 
गया | यह लोग ग्रीन पाक तक पेदल ही पहुँचे | 

यह लोग ग्रीन पाक पहुँचे तो अभी छः बजने में काफ़ी समय जान पड़ा । 
शालिग्राग ने पांडे से कह्--“हो सकता है कहीं आगे भो जाना पड़े। डी०ए० 
बी० कालिज के बोडिंग में जान पहचान वाले लड़के हैं। तुम यहां हो ठह्दरो। 
में टूटी साइकल बदलवा लाता हूँ |?” शुक्ल पांडे को ग्रीन पाक के परमठ की 
आर के कोने पर छोड़ कर स्वयं टूटी साइकल ले बोडिंग के दरवाजे की ओर 
चल दिया | शुक्ल कालिज की इमारत के अंत में बोडिंग के फाटक के पास 
पहुँचा ही था क्रि पांडे को उस ओर से बिजल्ली की टाच से फेंको रोशनी दिखाई 
दी और फिर शुक्ल को पुकार सुनाई दी-..''8०णबा० | उिलछआ० (?” 
( सावधान ! सावधान ! ) इसी समय एक पिस्तौल की गोली चली और फिर 
तुरंत ही राइफल की गुूंज सुनाई दी । 


३७४ [ सिह्दावलोकन 


हुआ यह कि बोरिंग के फाटक के सामने ग्रीन पार्क के कोने पर आग्ज़ि- 
लियरी फोस का दफ्तर था जहां सशक्ल गोरा सिपाही पहरे पर तैनात रहता था । 
जिस समय शुक्ल यहां पहुँचा, जाने किस कारण खुफ़िया पुलिस का इंस्पेक्टर 
शम्भुनाथ दो-तीन सिपाहियों के साथ मोजूद था | इन लोगों ने शुक्ल पर 
रोशनी फेंक कर उसे पहचान लिया । इंस्पेक्टर उसे पकड़ना चाहता था | शुक्ल 
ने आगे माग जाने को कोशिश की पर साइकल टूटी होने के कारण विवश था। 
हाथा-पाई हुई | एक कांध्टेबल या इंस्पेक्टर ने छोटा डंडा शालिग्राम के सिर में 
मार दिया | इसी समय शालिग्राम ने पुकार कर चेतावनी दी थी क्योंकि एक 
ओर पांडे था ओर दूसरी ओर से आज़ाद के आने की भी आशा थी | घिर 
जाने पर शुक्ल ने जेब से पिस्तील निकाल कर सामना किया | उसकी गोली 
एक सिपाही को जांघ में लगी | इंस्पेक्टर ओर तीनों सिपाही शरण के लिये 
श्राग्ज़िलियरी फोस के दफ्तर में घुस गये | शुक्ल साइकल छोड़ भागने लगा | 
यह देख कर ड्यूटी पर खड़े गोरे सिपाही ने शुक्ल की पीठ में राइफल से गोली 
मार दी | शुक्ल सड़क पर गिर पड़ा | 


आग्ज़िलियरी फोस के दफ्तर में जाकर इंस्पेक्टर ने फिर बाहर आने से 
पहले कोतवाली को फ़ोन कर ओर सहायता के लिये दूसरे सशस्त्र सिपाहियों को 
बुला लिया | इस काम में दस पन्द्रह मिनिट लगे ही होंगे | शुक्ल पीठ में 
राइफल को गोली से घायल होकर आग्ज़िलियरी फोस के दफ्तर के सामने 
पड़ा था । एक ओर उसकी साइकल पड़ी थी | इसी बीच आज़ाद साइकल पर 
उस स्थान से ग्रीन पाक के परमट की ओर वाले कोने पर पहुँचने के लिये 
गुजरे । उन्होने एक ज़रमी नौजवान ओर साइकल सड़क पर इधर-उधर पढ़ी 
हुईं तो देखी पर यह अनुमान न कर सके कि कोई श्रपना ग्रादमी होगा। ग्रीन 
पाक के कोने पर किसी को न पाकर वे परमट घाट पर पंडित मुंशीराम जी के 
मकान पर पहुँचे । सुरेन्द्र पांडे शुक्ल की सावधानी की लल्कार ओर बाद में 
पिल्‍्तोलल ओर राइफल की आवाज़ सुनकर अपनी जगह पर खड़े रहना व्यर्थ 
ओर आपदूजनक समझ वहां से मुंशीराम जी के यहां चला गया था | पांडे से 
सुनकर आज़ाद को मालूम हुआ कि आग्ज़िलियरी फोस के दरवाज़े पर गिरा 
पढ़ा आदमी शालिग्राम शुक्ल ही था। श्राज़ाद और पांडे का अनुमान था कि 
शुक्ल राइफल की गोली से मारा गया है। खेर अब क्या हो सकता था''**** 


इनके बात करते-करते फिर बोडिंग के फाटक की ओर से गोलियां चलने 
ओर चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दीं और बिलकुल सन्नाटा छा गया | जिस 


"५०४६० + ५० ७-७ -4 «०५० 2५०९०१०५५१०५७०%० ५५४० ० +५०५१४० ४७४ नल >न >४० ५४०७३» 


शालिग्राम शक्ल 


द्‌ 


शह्दी 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ३५ 


७ ७५ 


समय आज़ाद बाोडिंग के फाठक के सामने से गुज़रे थे शालिग्राम घायल तो था 
परन्तु मरा नहीं था | उसने आज़ाद को जाते भी देखा होगा परन्तु उसने 
सहायता के लिये चिल्लाया या पुकारा नहीं | दम साधे रहा कि आज़ाद के प्रति 
किसी को सन्देह न हो | लेकिन चार पांच मिनिट बाद जब सशस्त्र सिपाहियों 
के आ जाने पर पुलिस उसे मरा समझ कर उठाने के लिये समीप श्राई तो 
उसने फिर तीन चार गोलियां चल्लायीं ओर दो और सिपाहियों को घायल्न कर 
दिया | सिपाही चिल्लाकर पीछे हट गये और कुछ दूर से उस पर गोलिया 
चलाने लगे | उसके बिलकुल निश्चल हो जाने पर ही पुलिस उसे एक ल्ञारी 
में उठा ले गयी | शालिग्राम शुक्ल का नाम किसी षड़यंत्र केस में नहीं आया, 
कभी उसके नाम की जय नहीं पुकारी गयी परन्तु धेय॑ ओर वीरता में वह हमारे 
किसी भी वीर से कम नहीं था | 


बराल में प्रकाशबती को आराम ओर सुविधा तो सब थी परन्तु संतोष नहीं 
था। वे काम में सहयाग देने के लिये हम लोगों के साथ ही रहना चाहती 
थीं। में एक सुरक्षित स्थान जमाने की चिंता में था। कुछ साथी इलाहाबाद 
में रहते थे। उन लोगों से सल्लाह मशविरा %रने भेया के साथ इलाहाबाद 
गया था | इलाहाबाद में अचानक बलदेव जी चोबे से मुकाक्रात हो गयी । 

चोधे जी से परिचय लाहोर से ही था| वे ल्ञाज्ञा लाजफ्तराय जी के ल्लोक- 
सेवक मंडल्त ( सर्वेन्ट्त आफ पीपुल्स सोसायटी ) के सदस्य थे | श्राजीवन 
देशसेवा का ब्रत लिये हुए । परम गांधीवादी ओर बाबू पुरुपोत्तमदास जी 
टंडन के अनुयायी । 


चोबे जी इलाहाबाद में गंगापार, टंडन जी के निर्देश में, द्विन्दी विद्यापीठ 
चल्ना रहे थे | यहां ग्रामीण विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा ओर भोजन दिया 
जाता था | विद्यापीठ किसी प्राचीन मन्दिर ओर उसके साथ बने पक्के मकान 
में थी | श्रासपास मील डेढ़ मील तक कोई बस्ती नहीं, घोर सुनसान । चोबे जी 
आत्मीयता से मिले । मेरे फरार होने या मुकदमे की बाबत वे सब कुछ जानते 
थे। उनसे पूछा--““यदि कभी ज़रूरत पड़ जाय तो आपके यहां शरण मिलन 
सकेगी १?” “अरे वाह” --चोबे जी ने उत्तर दिया--“घर तुम्हारा है | हमसे 
जो बन पड़े | तुम जान दे रहे हो अपनी''''**** !? 

यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि यद्यपि गांधी जी क्रान्तिका रियों की घोर 
निनन्‍्दा करते रहते थे परन्तु गांधीवादियों के मन में, गांधी जी द्वारा हम लोगों 
के कामों की निन्दा के बावजूद, हम लोगों के प्रति सदा ही एक अनुराग और 


३६ [ तिहावलोकन 


आदर पाया। इलाहाबाद, मेरठ, दिल्‍ली ओर लाहौर के गांधी आश्रम या 
खदर मंडार हम लोगों के संदेश भेजने ओर पाने के नियमित अड्डे थे । उत्तर 
प्रान्त में विशेषकर बेनर्जी बंधुओं के सहयोग के कारण । लाहौर के खदर 
भंडार में हमारा कालिज का सहपाठी जसवंतसिह ही था | जसव॑तर्सिह् को 
प्रायः ही हम लोगों की गतिविधि मालूम रहती थी । पूर्णरूप से वह हम लोगों 
में जो नहीं मिल गया उसका कारण यही था कि उसकी दृष्टि में हम लोग 
काफ़ी चतुर ओर बुद्धिमान नहीं थे, परन्तु सहायता उससे मिलती ही रहती थी । 

अस्तु, में ओर प्रकाशवती कुछ दिन के लिये चोबे जी की विद्यापीठ में 
जा टिके | जाड़े के दिन थे इसलिये पुराने ढंग की मोटी दीवार ओर बिना 
रोशनदान की कोठड़ी में सोने में भी परेशानी नहीं होती थी। विद्यापीठ 
क्योंकि दान के रूप में चल रही थी इसलिये विद्यार्थियों को प्राय: ही बाजरे 
का दलिया या बाजरे की रोटी ओर एक दाल या साग खाने के लिये मिलता 
था | चोबे जी स्वयं ओर उनकी दस-बारह वर्ष की पुत्री माधवी भी यही खाते 
थे परन्तु हम दोनों के लिये चोबें जी कुछ मेवे ओर फल ले आते थे | इससे 
कुछ संकोच अनुभव होता ही था। 

में प्रायः ही इलाद्वाबाद में साथियों से मिलने-जलने के चक्कर में रात नो 
दस बजे लोटता था | उस समय यमुना में नाव नहीं मिल्ञ सकती थी इसलिये 
यमुना के पुल से होकर आने में तीन-साढ़े तीन मील का चक्कर पढ़ जाता था | 
साइकल थी इसलिये कोई कष्ट नहीं जान पड़ता था | एक रात मैं लोटा तो 
समीप की बस्ती से भय ओर आशंका का हल्ला सुनाई दे रहा था, जेसे डाका 
पड़ रहा हो । घर पहुँच कर चोबे जी को बहुत परेशान पाया । कारण यह था 
कि पड़ोस के किसी गांव में एक भेंसा पागल हो गया था और सड़क पर आते- 
जाते लोगों पर आक्रमण कर रहा था | चोबे जी को भय था कि कहीं में अंधेरे 
में मैंसे की कपट में न आ जाऊँ | यों भी सभी श्राशंकित थे। मैंने सुकाया कि 
ऐसी बात है तो भेंसे को गोली मार देनी चाहिये । 

चौबे जी ने सोच कर कद्ा--“पागल भेंसे को गोली मारने जाने में भी 
तो खतरा है।” मेंने स्वीकार किया--“ख़तरा तो ज़रूर है पर यों भी तो 
बीसियों जानों को ख़तरा है ।”” भेंसा दो चार मोंपड़ियाँ गिरा भी चुका था। 
मेंसे को गोली मारने जाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आशंका तो 
थी पर उस समय यह कर्तव्य जान पड़ा | चोबे जी से बात की- “मेरे पास 
पिस्तोल तो है परन्तु पिस्तोल से गोली मारने के लिये मेंसे के बहुत समीप जाना 


दल को रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ३७ 


पड़ेगा ओर पिस्तौल् की गोली भेंसे का क्या बिगाड़ेगी ? मामूली सा घाव हो 
जायगा और भेंसा ओर बिगड़ेगा !” 


“बन्दूक तो है पर बहुत दिनसे ऐसे ही रखी है??-बहुत सोचकर चौबे जी 
ने उत्तर दिया ! मेंने आग्रह किया--“कहां है, देखें तो | कारवूस भी हैं ९” 
चोबे जी ने उत्तर दिया--“भाई यह सब क्या होता है सो मालूम नहीं | 
देख लो !” 


चोबे जी दिया लेकर एक अंधेरी कोठढ़ी से लाल कपड़े की लम्बी थेली में 
बंद बंदूक उठा ल्लाये | उप्ते खोलकर देखा तो जंगाल लगी एक नाली की गज 
से बारूद भरने वाली बंदूक थी। शायद मरहठों के ज़माने की । गोली बारूद 
कुछ नहीं । साथ भरने का गज जरूर था । मन में बहुत खेद हुआ । यह थी 
अंग्रेजी राज की नीति। अपने प्रति विद्रोह हो सकने की कोई भी सम्मावना न 
रहने देने के लिये उस सरकार ने इस देश के लोगों को कितना निस्सहाय बना 
दिया था ओर मांधी जी राष्ट्र की उसी निस्सह्ाय अवस्था को आत्मिक शक्ति 
का नाम दे रहे थे । चोबे जी से यही बात कह कर मेंने यह भी कटद्टा--“तो 
फिर चोबे जी, अहिंसा के आत्मिक बल से ही उस भेंसे का हृदय परिवतेन 
किया जाये |” चोबे जी ने मेरी विश्वास की शक्ति की न्यूनता के प्रति दुख से 
एक गहरी सांस ले उत्तर दिया--“भाई विश्वास की बात है ।” 


लेमिंगटन रोड गोलीकांड 


प्रथम लाहोर षडयंत्र का मामला पंजाब के गबनर की आशा से एक विशेष 
अदालत को सॉप दिया गया था । श्रभिप्राय था कि छोटी अदालत श्रोर सेशन 
अदालत की कारवाई में अधिक समय न लगे | इस विशेष अदालत को सेशन 
अदालत के अधिकार अथात्‌ फांसी तक की सज़ा देने तक का अधिकार दे 
दिया गया था | इस अदालत ने १६३० अक्टूबर मास के अ्रन्त में भगतसिंह, 
सुखदेव ओर राजगुरु को फांसी की ओर शेष बहुत से साथियों बढदुकेश्वरदत्त, 
शिव वर्मा, जयदेव कपूर, महाबीरसिंह आदि को आजन्म काले पानी की सज़ा 
सुना दी थी | हम लोग इस अवसर पर कुछ विरोध प्रकट करना चाहते थे 
परन्तु पंजाब में दूसरे षडयंत्र के साथियों के भी गिरफ्तार हो जाने पर स्थिति 
बहुत कमज़ोर थी | पही बात उत्तर प्रदेश में भी थी | आज़ाद का विचार था 
पंजाब और उत्तर प्रदेश में पुलिस के बहुत चौकस हो जाने के कारण दत्तिय 
में ही कुछ क्यों न किया जाये । उससे श्रान्दोज्नन की व्यापकता भी बढ़ेगी | 


रेप सिहावलोकन 


गदर पार्टी के समय के एक बहुत पुराने क्रांतिकारी साथी प्रथ्वीतिह आजन्म 
कारावास की सज़ा पाये मद्रास जेल म॑ थे | उन्हें श्रमरावती जेल में बदला जा 
रहा था | लगभग श्रमानुषिक साहस से वे बेड़ियां पहने ही चलती गाड़ी से कूद 
गये थे | कूद कर बच गये थे ओर बरसों से भेस बदले गुजरात में स्वामीराव 
के नाम से अ्रखाड़े बगेरा बना कर युवकों में स्वास्थ्य-सुधार, व्यायाम और राष्ट्रीय 
भावना का प्रचार भी कर रहे थे। परन्तु ऐसे ढंग से कि पुलिस चोंके भी नहीं । 
पृथ्वीसिंह के गुजरात मं होने की बाबत दल्ल को मालूम था | धन्वन्तरी उनसे 
मिल चुका था | उनके अनुभव से लाभ उठाने के लिये श्रोर दल्ञ के काम में 
सहयोग देने के लिये उनसे अनुरोध किया गया । धन्वन्तरी स्वामीराव को 
इलाहाबाद ले आये । वहाँ आ्राज़ाद से उनको मुल्ञाकात हुईं | स्वामोराव ने 
गुजरात और महाराष्ट्र मं काम चालू करने की जिम्मेवारी ले ली | कुछ मास 
बीत चुके थे पर अभी वहाँ कुछ हो नहीं पाया था। 


दुर्गा भाबी कानपुर में थीं। दल की शिथित्तता उन्हें अखर रही थी | वे 
काम में सक्रिय योग देना चाहती थीं। उस समय उत्तर भारत में पर्दे का रिवाज़ 
आज को अपेक्षा कहीं कड़ा था | किसी स्त्री का धूम-फिर कर काम करना ध्यान 
आकर्षित किये बिना न रहता। लोग ऐसी महिला के मायके ओर सुसराल 
दोनों की ही खोज किये बिना न रद्द सकते थे। गुजरात श्रौर महाराष्ट्र के संयुक्त 
केन्द्र बम्बई में पर्दे का रिवाज़ तब मी अधिक न था | भेया ने यही उचित 
समझता कि भावी बम्बई जाकर स्वामीराव ओर उनके दूसरे साथियों को काम 
बढ़ाने की प्रेरणा ओर सहयोग द॑ । 

दुगा भावी के बम्बई पहुँचने के बाद तुरंत ही एक बड़ा कांड करने की 
बात सोची गयी। यह थी लाहोर पषड़य॑त्र के लोगों को दी गयी सज़ाश्रों के 
विरोध में बम्बई के गवर्नर को गोली मारने का निश्चय | उसके लिये योजना 
बनाने का काम स्वयं स्वामीराव ओर स्थानीय साथियों के सिर रहा | 


दुर्गा भावी के कानपुर लौटने पर इस योजना का ब्योरा सुन हम लोगों 
को आ्रश्चय ही हुआ था कि सफलता की आशा केसे कर ली गयी थी १ गवर्न॑- 
मेंट हउस के भीतर जाकर गवनर को गोली मारने का विचार था। गवर्नर 
सुबह श्राठ- नो बजे नाश्ते के बाद बराम्दे में बेठकर अखबार पढ़ा करता था । 
निश्चय था कि दुर्गा भात्री एफ उधार मांगी हुई गाड़ी म॑ गवनमेंट हाउध में 
चली जायंगी | श्रपना काड़ गवर्नर के पास भेजेंगी | जब गवन॑र उन्हें मित्नने 
के लिये बुलायेगा वे उसे मार दंगी | 


दल को रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ३६ 


प्रश्न उठा कि दुर्गा भाबी के साथ दूसरा कोन व्यक्ति जायेगा ! दुर्गा भाबी 
ने कहा कि दूसरा आदमी स्वामीराव रहे । स्वामीराव का विचार था कि वे भाबी 
के साथ श्रागे न जाकर पीछे रहें | जब भावी ओर दूसरा साथी भागने लगे 
ओर पुलिस उनका पीछा करे तो वे उनकी रक्षा के लिये लड़ें | माबी ने आग्रह 
किया, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं | स्वामीयव को साथ ही रहना चाहिये | 
अत्तु-- 


योजना बनाने वालों को यह भी मालूम नहीं था कि किसी गवनमंठ ह।उस 
में हर एक गाड़ी को चले जाने की इजाज़त नहीं होती थी। कई दिन पहले 
इजाजत मांगी जाती थी ओर आवश्यक पूछताछ के बाद भीतर जाने की आज्ञा 
मिलती थी | दुगा भाबी योजना बनाने वालों के भरोसे निश्चित दिन की 
प्रतीज्षा करती रहीं । जब तारीखे टलने लगीं तो उन्होंने आपत्ति को। आ्राखिर 
एक दिन निश्चय हो ही गया । स्वामीराव के साथी वेशम्पायन एक बड़े सेठ से 
मिले और देशसेवा के काम के लिये मोटरगाड़ी माँग लाये। सधा हुआ सनिक 
ड्राइवर बापटे गाड़ी चलाने के लिये बेठा । स्वामीराव ड्राइवर के साथ आगे 
थ । पीछे दुर्गा भाबी ओर सुखदेवराज भरे हुए पिस्तोल लेकर बेठे | गाड़ी गवन- 
मेंट हाउस की ओर चली। गाड़ी भीतर केसे जाती ? इसलिये फाटक के सामने 
से निकल गयी | स्वामीराव के आदेश से दो-तीन बार ऐसे ही चक्कर काटे 
गये | उस दिन “मालाबार हिल” के एक चोराहे “तीनबत्ती? पर गाड़ियों का 
चेकिंग भी हो रहा था | शायद लाइसेसों की पड़ताल के लिये नम्बर नोट किये 
जा रहे थे | गाड़ी दो-तीन बार उसी चौक से गुजर गयी ओर फिर स्वामीराव 
के आदेश से नीचे मेरीन ड्राइव, फोट, कोलाबा, बाइकुला, दादर, महीम जाने 
कहाँ-कहाँ दिन भर घूमती रही । दुर्गा भाबी को जिद चढ़ी हुईं थी कि काम 
उसी दिन पूरा हो | वे श्रगले दिन पर टाल देने के लिये तेयार नहीं थीं। 


गाड़ी को बम्बई की सड़कों पर घूमते-घूमते शाम का अंधेरा हो गया। 
गाड़ी लेमिंगटन रोड से जा रही थी ओर ग्रांट रोड लांघना चाइती थी । वहां 
आमदरफ्त की निगरानी करने वाले पुलिस के सिपाही ने पहले ग्रांट रोड पर 
से जाने वाली गाड़ियों को राह देने के लिये लैमिंगटन रोड से आ्राने-जाने वाली 
गाड़ियों को रोक दिया । स्वामीराम ने क्रोध से चोरादहे के बीच खड़े पुलिस के 
सिपाही की ओर देखकर हुक्म दे दिया--“फायर [? ( गोली दाग़ दो ) 
दुर्गा भाबी श्रोर सुखदेवराज हेरान, स्वामीराब की ओर देख कर चुप रह गये । 


४० [ सिहावलोकन 


अस्तु , गाड़ी को रास्ता मिला | गाड़ी लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन से 
कुछ कदम आगे, जहां अब “नाज़” सिनेमा हे, स्वामीराव की आज्ञा से खड़ी 
हो गयी | उन दिनों बम्बई की पुलिस में बहुत से गोरे सार्जे'ट रहते थे । पुलिस 
स्टेशन से दो सार्जे'ट अपनी त्तरियों या प्रेमिकाओं की बाहों में बाहें डाले सड़क 
के साथ की पटड़ी पर चले जा रहे थे । इनमें से एक जोड़ा गाड़ी की बगल 
सामने आ गया । स्वामीराव ने फिर आज्ञा दी --“शूट !?? ( गोल्ली दागो ) 
इस बार दुर्गा भाबी ओर सुखदेवराज ने गोली चला दी । सोचा होगा, गवनर 
म सही कोई अंग्रेज तो है । पिस्तोल की गोलियां गारे सार्जे'ट की जांघ में ओर 
उसकी जी की बांह मं लगीं | स्वामीराव की आज्ञा से मोटर दोड़ पड़ी । 

जख्मी हो जाने वाले जोड़े के पीछे आने वाले सार्जेट ने समीप हो खड़ी 
एक मोटर लेकर गाड़ी का पीछा किया पर फोजी ड्राइवर गाड़ो को भगा ही 
ले गया । मोटर आधी रात तक इधर-उघर चक्कर काट कर दल के स्थान पर 
पहुँची । दुर्गा भाबी का चार वर्ष का पुत्र शचो बम्बई में साथ ही था । भाबी 
ने शची को साथ लिया ओर सावरकर “बाबा” के मकान पर पहुँच अनुरोध 
किया-- “दो चार दिन में लोट कर आऊंगी तब तक इसे रख लीजिये |?” 
और यह लेग मोटर में कल्याण पहुँच कर भांसी को गाड़ में चढ़ गये | 

अगले दिन पत्रों म॑ं गत संध्या का समाचार छुपा । समाचार में यह भी 
था कि पुलिस को गोली मारने वाली एक महिला थी | सावरकर साहब ने 
स्थिति भांप कर शी को अपने यहां रखना उचित न समझ वेशम्पायन के 
यहां ही भिजवा दिया | दुर्गा भाबी कानपुर पहुँची तो इस व्यर्थ घटना के लिये 
बहुत खिन्न थीं लेकिन उनके बम्बई से लोट आने से स्वामोराव को जहमत तो 
टल ही गयी । | 

इसके कुछ वर्ष बाद प्रथ्वीसिंह गांधी जी से मिले और उन्हें अपना वास्त- 
विक परिचय दिया । गांधी जी ने उन्हें पुलिस को आत्म-समपंण करने की 
सलाह देकर यह आश्वासन भी दिया कि यदि वे सशज्लन क्रान्ति का मार्ग छोड़ 
कर गांधीवादी कार्यक्रम में सहयोग देने का निश्चय करलें तो गांधो जी अश्रपने 
प्रभाव से उन्हें सरकार से मुआफ़ो दिलाने का भो यक्ञष करेगे। प्र॒थ्वीतिह ने 
ऐसा ही किया | शायद इस निश्चय पर कि प्रथ्वीसिंद गांधी जी के साथ गांधी 
आश्रम में ही रहेंगे | सरकार ने उन्हें मुआफ़ी दे दो । 
.. पृथ्वीसिंह कई वर्ष गांधी जी के साथ रद्द कर गांधी जी के निर्देश से दी 
काम करते रहे परन्तु फिर गांवी आ्राश्मम छोड़ पृथक काम करने लगे | इस 


दल को रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ४१ 


वर्ष (माचं-१६५४) बम्बई में प्रथ्बीसिंह जी ने बातचीत में एक रोचक घटना 
सुनाई--गांधी जी ने प्रथ्वीतिद् को उत्साहित किया था कि वे आपबीती 
लिखें ओर गांधी जी उस पुस्तक की भूमिका या परिचय लिखकर किसी 
प्रकाशक को पुस्तक प्रकाशित कर देने की सिफ़ारिश कर दंगे | ऐसा होने से 
पुस्तक को पचास हज़ार या लाख प्रतियां बिक जाना कोई बड़ी बात न थी | 
पृथ्वीसिंह ने आपबीती लिखी पर उसे देखकर गांधी जी ने भूमिका या परिचय 
लिखना स्वीकार न किया । गांधी जी का प्रयोजन था कि प्रथ्वीसिंह पश्चात्ताप 
की भावना से पुस्तक लिखें परन्तु परथ्वीतिह के मन में गांधी जी के वर्षों के 
सहवास से भी ऐसी भावना उत्पन्न न हुई बल्कि इतने वर्ष गांबी जी के निर्देश 
में बिता देने से भी कोई संतोष नहीं हुआ | आजकल वे गांधीवादी कांग्रेसी 
कार्यक्रम की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी के ही कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं | 


नवम्बर के महीने में चामत्कारिक शक्ति का वैज्ञानिक पदार्थ देने के लिये 
हंसराज वायरलेस द्वारा बतायी तारीख आ रही थी | भेया ने कद्दा यह तारीख 
मत चूको; कराची हो ही आओ । निदान फिर कानपुर से कराची के लिये 
चला | इस बार शुरू से ही भटिण्डा से सम्माहद्दा के रास्ते गया | हंसराज 
पुरानी जगह अपने भाई ब्रह्मदेव के यहाँ ही था। उसने कहा कि चीज़ तेयार 
है कल तुम्हें दे दूँगा | दूसरे दिन उसने मुझे कत्थई रंग के तरत्न पदार्थ से 
भरी एक छोटी पर चौढ़ी बोतल दे दी । बोतल के शीशे के डाट पर मोम ओर 
कपड़ा लगाकर उसे सुरक्षित कर दिया गया था | साथ एक छोटी-सी शीशी 
भी थी | उसने बताया कि छोटी शीशी बोतत्न के साथ रखने से बोतल को शक्ति 
शांत रहेगी। छोटी शीशी बोतल से दो गज़ से अधिक दूर ले जाने पर बोतल 
से पांच सो गज़ दूर तक पहुँचने वाली बिजली की लहरें उत्पन्न होने लगेंगी । 
मेंने चाहा कि उसका परीक्षण उसी के सामने अपने हाथ से कर लू पर हंसराज 
ने आश्वासन दिया--““विश्वास रखो जेसे देहली में परीक्षण करते थे वेसे 
हीं जब चाहो कर के देख लेना । यहाँ मेरी भावी ओर भाई के सामने कुछ 
करना ठीक नहीं ।” में विश्वास के अतिरिक्त ओर कर भी क्या सकता था १ 


हँसराज का दिया सामान लेकर में बहुत उत्साह से लोग | किसी खतरे 
की आशंका न रद्दे इस विचार से कराची से समुद्र के रास्ते बम्बई जाकर लोटने 
का निश्चय किया । अपने ख़याल में यह लम्बा रास्ता इसलिये चुना था कि 
निरापद होगा। पर यह अज्ञान ही था | दो दिन तो समुद्र में लग गये | जहाज 
में तीसरे दर्ज में डेक पर ही सफर कर रहा था। सहयात्रियों की बातचीत से पता 


डर [ सिहावल्ञोकन 


लंगा कि बम्बई में चुंगी पर जेबों और सामान की भयंकर तलाशी होगी । जहाज़ 
बीच में एक दो जगह रुकता हुआ जाता था | लोग प्रायः ही चुंगी की चीज़ें 
चोरी से ले जाने का यत्न किया करते थे। यह सुना तो प्राण सूख गये | चुंगी 
वालों को इस बोतल के विषय में क्या बताया जा सकता था ? उसे खोला जाता 
तो हँसराज के कथनानुसार वह व्यथ हो जाती ओर फिर अपनी जेब में जो 
पिस्तोल था उसका क्‍या जवाब होता १ पर जहाज़ पर से लौटा तो जा नहीं 
सकता था | सोचा, भयंकर भूल की पर अरब लौटने या बचाव का तो रास्ता 
था नहीं । उस विकट क्षण की प्रतीक्षा करने लगा । निश्चय था कि बिना किसी 
कारण के गोली चलाकर, स्मग्लर समभक्का जाकर प्राण देना ही बदा है। जहाज़ 
पर दो दिन मन बहुत दुखी रहा । जान पड़ता था कि चूहा बनकर चूहेदानी 
में आरा फंसा हूँ; अपने अज्ञान के लिये पछताता रहा । 

बम्बई बन्दरगाह पर बचकर निकल जाने की राह नहीं थी। कम से कम 
में तो कुछ जानता भी नहीं था | यदि कोई आशा थी तो साहस से निर्दोष 
होने के अभिनय से ही | वही किया । दूसरे मुसाफिरों से कुछ धकका-मुक्की 
कर अपना सूटकेस चु'गी वाले के आगे कर प्राथना की--“'साहब इसे जल्दी 
से देख लीजिये मुझे स्टेशन से यही गाड़ी पकड़नी है |” चु'गी का बाबू मेरे 
तद्ाकर रखे मेले कपड़ों को उल्नटने-पलटने लगा | में सोच रहा था कि अब 
इसने मेरी जेब टटोली या सूटकेस की तह में हाथ डाला ओर मेंने गोली 
चत्लायी | पर भेरी उतावली और स्वय॑ सूटकेस खोल देने के ढंग से बाबू का 
समाधान हो गया । उसने सूटकेस बन्दकर उस पर खड़िया से पास का निशान 
बना दिया। जान बची | 

कानपुर पहुँचा । भेया ओर में बड़ी उमंग से बेटरी लेकर परीक्षण करने 
ब्रेठे | परिणाम कुछ न हुआ | दूसरा बल्ब श्र बेटरी लेकर आज़माया | फिर 
वही बात । भेया ने बोतल को उठाकर कोने में दीवार से दे मारा | इसके बाद 
हम लोगों ने फिर हँसराज वायरलेस को परेशान नहीं किया या उससे परेशान 
नहीं हुए । 

इस समय तक कुछ गिरफ्तारियाँ ऐसी हो चुकी थीं जिनके कररण केलाश- 
पति के मुखबिर बन जाने का विश्वास हमें हो गया था । दिल्‍ली में यह भी 
पता लग चुका था कि पुलिस केल्लाशपति को विशेष सुविधायें दे रही थी श्रोर 
रामजस स्कूल के ड्िल मास्टर राजबलीसिंह की पत्नी कमला भी उससे हवालात 
म॑ मिलने जाती रहती थी | केलाशपति, गिरफ्तारी के समय कमला के ही साथ 


दल को रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] हाई 


॥। 


रह रहा था | उसी मकान को गल्ली मं, अपने मकान के दरवाज़े के समीप द्ी 
गिरफ्तार हुआ था | हम लोगों से सहानुभूति रखने वाले कुछ लोगों ने राष्टीय 
भावना रखने वाले पुलिस श्र जेल के आदमियों से मिल् कर कमला के 
लाशपति क्ये जेल म॑ जाने वाले पत्रों की नकल भी ले लीं। इन लोगों का 

विश्वास था कि केलाशपति की इस कायरता का कारण कमला के लिये मेह 
ही था | कमला ने रो-रोकर कलाशपति को मुखजञिर बन जाने के लिये विवश 
कर दिया था | इस उदाहरण को इस बात का प्रमाण बना लिया जा सकता 
है कि क्रान्तिकारियों का किसी ज्ली से प्रेम या सम्बंध उचित नहीं था। 

केलाशपति के बयान से यह स्पष्ट हो गया था कि वह गिरफ्तारी के तीसरे 
या चोथे दिन ही प्राण॒भिन्षा के वायदे पर मुखबिर बन गया था। कमला के 
प्रति उसके प्रेम को ध्यान में रखते हुए. यह भी सोचा जा सकता है कि यदि 
कमला दूसरे ढंग को औरत होती, श्रर्थात्‌ कल्लाशपति से कहती कि तुम्हारी 
बीरता ओर शहादत के लिये मुझे अभिमान होगा तो केज्नाशपति का व्यवद्र 
केसा होता ! त्लियां और पुरुष दोनों ही तरह के होते हैँ | यह अवश्य कह्दा 
जा सकता है कि कलाशपति ने अपनी प्रकृति ओर प्रवृत्ति के कारण गलत ढंग 
की ज्ली से प्रेम किया | 
वीरभद्र की उलझन 

केलाशपति जेसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के मुखबिर बन जाने से हम सभी को 
बहुत धक्का लगा | आज़ाद के मन में विशेषकर यह्द प्रतिक्रिया हुईं कि दल द्वारा 
मुखबिरों को कोई दण्ड न दिया जा सकने के कारण लोग मुखबिर बन जाने 
से नहीं हिचकते | इस घटना से मुखबिरों के प्रति आज़ाद का क्रोध श्रोर भी 
उबल पड़ा । 

एक समस्या यह भी थी कि केलाशपति से परिचित श्रनेक लोगों के गिर- 
फ्तार हो जाने के बाद भी वीरमद्र तिवारों के खिलाफ़ कोई कारवाई क्यो नहीं 
हुई १ वीरभद्र अब भी श्रद्धानन्द पाक में अपने मकान में ही रहता था और 
बाज़ार मे जहाँ तहाँ घूमता भी दिखाई दे जाता था। वीरभद्र खुफ़िया पुलिस 
के इंस्पेक्टर प॑० शम्मुनाथ का केवल पड़ोसी दी नहीं था बल्कि ऐसो धारणा 
थी कि दोना परिवारों में काफ़ी सोहाद्य ओर सम्बंध भी था। आज़ाद के 
मन में यह सन्देह हो गया था कि वीरभद्र विश्वासघाती है । 


आज़ाद ने इस बिषय में चुन्नीगंज के मकान में मुझसे कई बार परामर्ष 
किया | मेंने अपना बिचार प्रकट किया कि खुफिया पुल्निस के इंस्पेक्टर से 


४४ [ सिहावलोकन 


सोहा् होना भी सन्देह का कारण हो सकता है परन्तु केलाशपति की गिरफ्तारी 
के बाद भी, वीरभद्र फरार होने की श्रावश्यकता नहीं समझता, यही बात खास 
सन्देह का कारण है । 

मेरा भी अनुमान था कि वीरभद्र ऐसी कोई घटना होने नहीं देना चाहता 
था जिससे उस पर आँच आने का डर हो | मेरा विश्वास था कि वीरभद्र 
तिवारी बहुत गहरी समक-बूक और शरीर खूब लम्ब-तड़ंग होने के बावजूद 
स्वमाव से कायर था | मैंने भेया को जनवरी १६३० की केन्द्रीय समिति में, 
तिबारी ओर केलाशपति का दिया सुझाव याद दिलाया कि प्रान्तीय संगठन- 
कर्ताओं को सशस्त्र कार्यों म॑ं भाग लेने से रोक दिया जाये | मेरा विचार था 
कि भीरु आदमी प्राण बचाने की तिकड़म में कुछ भी कर सकता है। इन 
दिनों कोई केन्द्रीय समिति नहीं थी | हम लोगों म॑ से जो समीप रहता, श्राज़ाद 
उसी से सलाह परामष कर लेते थे | दिसम्बर, जनवरी में इलाहाबाद में सुरेन्द्र 
पांडे ओर भवानीसिंह भी ञ्रा मिले थे | तब प्राय; ही श्रापत में सैद्धान्तिक 
बातचीत होती रहती थी । 

ग्राज़ाद ने तव कर लिया कि वीरभद्र तिवारी को गोली मार देनी होगी । 
उन्होंने मुझ से कद्दा कि वीरभद्र बहुत ही धूत और तेज़ आदमी है | इस अवसर 
पर तुम मेरे साथ रहना । में तैयार हों गया | यद्द खयाल मुझे जरूर आया कि 
वीरभद्र ने बहुत आ्राड़े समय मेरी सहायता की है ओर मुझ पर उसका एहसान 
है | लेकिन दल के साथ वीरभद्र के उचित व्यवह्वार न करने के प्रमाण भी 
मोजूद थे | आज़ाद उस पर लगाये आरोप बताकर उसे अपना ढंग सुधारने 
का अवसर भी दे चुके थे। आज़ाद ने इस बात का प्रबंध कर लिया था कि 
वीरभद्र को कसी कायवश रात म॑ “मेमोरियल वेल” के समीप घाट पर जाना 
पड़ेगा और “मेमोरियल वेल” के पिछवाड़े के एकान्त स्थान में में ओर ञ्राज़ाद 
उसे घेर कर गोली मार दंगे | केसे ओर क्योंकर वीरभद्र रात में उस एकान्त 
घाट पर चला श्रायगा, यह सब न मेंने पूछा न मुझे श्राज़ाद ने बताया ही | 
दो बार तो आज़ाद मुझे लेकर अंधेरे में उस स्थान के चक्कर घंटे-घंटे भर काटते 
रहे । तीसरी बार में चुन्नीगंज में सो रद्द था कि रात ग्यारह बजे आजाद ने 
आकर उठाया--“सोहन जल्दी चलो | चूक न जाय॑ | वह आ रहा है ।” 


में तुरंत उठा । तकिये के नीचे से पिस्तौल जेब में डाल लिया और बाइसि- 
कंज् पर आज़ाद के साथ चल दिया | इस धार भी अंधेरे श्रोर सर्दो में ल्ग- 
भग पेंतालीस मिनिट तक चकर लगाते रहने पर भी वीरभद्र नहीं श्राया। हम 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ४५ 


लोटने ही को थे कि अंधेरे में सफ़े द धोती, ब्लाउज़ और काले रंग का गरम 
वास्कट पहने एक वदुब॒ली-सी लगभग १६-२० वर्ष की लड़की आती दिखाई 
दी | आज़ाद उसकी ओर बढ़ गये | मेरा उस लड़की से परिचय न था और 
न आज़ाद ने मुझे साथ आने के लिये कहा इसलिये में कुछ कदम दूर ही 
खड़ा रहा | लड़की को बात समझ न आने पर भी उसका बोल सुनाई दे रहा 
था | वह घबराई हुई जान पड़ रही थी | यह भी में भांप रहा था कि वह 
वीरभद्र के वहां न आने का कारण बता रही है । 


आज़ाद निराशा की सी सांस लेते हुए. मरे पास आकर बोले---“ दर बार 
ससुर कोई न कोई झगड़ा हो जाता है ।” 

आखिर मेंने पूछ ही लिया--“कुछ बताओ तो सही कि क्‍या योजना 
थी ? केसे विश्वास था कि वह आ जायगा १ और कहा कि में यह इसलिये 
पूछ रह्दा हूँ कि मेरे अनुमान में यह लड़की तुम से भ्ूठ बाल रही थी।” 

“कैसे १” भेया ने पूछा । 

मेंने उत्तर दिया--“उसके ढंग और घब्रराहट से मुझे सन्देह है कि वह 
बात बना रही थी, पर बना नहीं पा रही थी ।”? 


तब मैया ने उस लड़की का परिचय दिया ओर बताया कि इस लड़की ने 
उन्हे विश्वास दिलाया था कि वह रात में सरसेया घाट पर विशेष पूजा करने 
का बहाना करेगी ओर वीरभद्र को संरक्षकता या साथ के लिये लेती आयेगी । 
अब बता रही है कि वीरभद्र ने संदेश भेज दिया है कि उसे एक जरूरी काम 
पढ़ गया है। 


मेंने भेया से कहा कि मुके इस लड़की के ढंग पर सन्देह है | वीरभद्र से 
ऐसी क्या आत्मीयता है कि उसे रात में ऐसी जगह ला सके १ वीरभद्र का इतना 
विश्वास इसने केसे पाया है १ क्‍या उसे धोखा देने के लिये ही उससे इतना 
गहरा सम्बंध इसने जोड़ा है १ यदि वास्तव में इसकी वीरभद्र से इतनी शआत्सी- 
यता है तो उसे बचाने के लिये तुम्हें ही धोखा दे रही हो ? किसी को साथ 
लाकर गोली मरवा देने में कुछ न कुछ खतरा है ही | इसका दंग ऐसा नहीं 
जान पड़ता कि इस काम को अपना कतंव्य समझ रही हो | इस बंगाली लड़की 
के सम्बंध में काफ़ी दिन बाद मुझे दूसरे साथियों से पता चंल्ा कि वह प्रायः 
ही दुतरफ़ा चाल चला करती थी | उसकी परिस्थितियाँ भी ऐसी थीं कि एक 
जगह जमकर बेठना उसके लिये सुविधाजनक न हो सका | उस समय मैं उसके 


४६ [ तिहावलोकन 


सम्बंध में इतना ही जानता था | इस लड़की का उपनाम खोकी था । बाद में 
पता लगा कि उस उम्र की छोटी-मोटी उच्छु्डुलता के बावजूद सशज्त्र क्रान्ति 
के काम के प्रति उसे बहुत लगन थी। वह उत्तर प्रदेश छोड़कर बंगाल चली गयी 
थी और वहां किसी जेल म॑ ही उसकी मृत्यु हो गयी | 


उन्हीं दिनों एक दिन दोपहर के समय में मेस्टन रोड के फुटपाथ पर चला 
जा रहा था | भीड़ काफ़ी थी। सहसा वीरभद्र से सामना हो गया । उसने मुझे 
खूब पहचाना परन्तु पहचानने का कोई संकेत प्रकट नहीं किया | वेसा ही मेंने 
भी किया | मेरी कमर में उस समय भी पिस्तील था । वीरभद्र के पास था या 
नहीं, कह नहीं सकता । सम्मवतः नहीं ही होगा । पिस्तोल का रखना ही खतेरे 
का कारण था| बिना निश्चित आवश्यकता के या केवल शोकिया ही खतरा 
सिर लेना वीरभद्र की प्रकृति नहीं थी। उस समय यह सब मेंने नहीं सोचा परन्तु 
उतनी भीड़ में ओर अ्रद्धानन्द पाक बगल में होने के कारण, जहां आस-पास 
उसके काफ़ी परिचित थे उस पर गोली चला देने की बात मरे मन में श्रायी भी 
नहीं | बाद म॑ सोचने पर समझा कि यह सब परिस्थितियां वीरभद्र के तो 
श्रनुकूल थीं। उसे गाली मार देने का जिस भोड़े ढंग से आयोजन भैया ने 
किया था ओर बार-बार बुलाने पर उसका कतरा जाना, इन सब बातों से मेरे 
विचार में वह भेया की भावना जान चुका था | जब्र कोई आदमी मुखबिर 
बन जाता था तो उसका विरोध या शत्रुता, दत्त के खास व्यक्तियों से नहीं 
पूरे दल से हो जाती थी । ऐसा कोई कारण नहीं था कि वीरभद्र मुके तरह दे 
जाता ओर आज़ाद को पकड़वा देता | बल्कि मेरे प्र ति उसे कृतघ्नता की शिकायत 
कहीं अधिक होनी चाहिये थी | इसके बाद हम लोगों ने कानपुर में वीरभद्र 
को गोली मार देने का कोई प्रयत्न नहीं किया | यह भी बात थी कि इसके 
बाद में ओर भेया इलाहाबाद चले गये थे । 


उस समय भेया के कहने से वीरभद्र को गोल्ली मार देने में मुझे कोई 
नेतिक या भावात्मक आपत्ति नहीं जान पड़ी थी । काफ़ी बाद में, श्रर्थात्‌ जेल 
में पुरानी बातों पर विचार करते समय या अब जब कभी वे बातें याद आ जाती 
हैं, तो उस प्रयत्न को दूसरे ही रूप में देखता हूँ | सन्‌ १६४७ में भारत का 
शासन कांग्रेसी सरकार के द्वाथ आ जाने के बाद की बात है | एक सन्ध्या 
भुवाली में डाक्टर प्रेमलाल साह के एक अंगरेज मित्र के यहां चाय पी रहे थे | 
बेतकुल्लफी से बाते हो रही थीं | डाक्टर साह ने मेरा परिचय हिन्दी के प्रसिद्ध 
लेखक के रूप में कराया था | अरंग्रेज़ पति, पत्नी ओर उनकी अंग्रेज़ मेहमान 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न] ४७ 


को मेरी बातें भी दिल्नचत्प त्ञग रही थीं | बात गांधीवाद पर हो रही थी। 
अंग्रेज़ मेहमान महिला का विचार था कि गांधीवाद संसार को भारत की बड़ी 
भारी देन है । में उनकी बात पर मज़ाक कर रहा था और वे हैरान हो रही 
थीं । वास्तव में वे गांधीवाद को कुछ भी समझती नहीं थी | डाक्टर साह ने 
अचानक कह दिया, गांधीवाद को समझना हो तो इस आदमी से ही बात करो। 
इसने “गांधीवाद की शव परीक्षा? पुस्तक लिखी है । 

अंग्रेज महिला आँखें फाड़-फाड़ कर मेरी ओर देखने लगीं | उन्हें विस्मय 
हो रहा था कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो गांधीवाद की आलोचना कर 
सकते हैं | डाक्टर साह को मज़ाक सूझा । उन्होंने कहा--“'यह वह आदमी है 
जिसने १६२६ में वायसराय की ट्रेन के नीचे बम विस्फोट किया था |” 

दोनों अंग्रेज महिलाओं ओर सज्जन ने भी मुझे सिर से पांव तक दो बार 
देखा; मानो। निश्चय कर लेना चाहते हों कि भूत नहीं आदमी ही सामने बेठा 
है | बातचीत गम्भीर हो गई | अंग्रेज महिला कुछ करुण स्वर में बोलीं -- 
खेर, बीत गयी सो बात गयी, अब तो कोई शत्रुता बाकी नहीं | परन्तु में यह 
पूछना चाहती हूँ कि ऐसा काम करने के बाद तुम्हें कभी परिताप या आत्म- 
ग्लानि अनुभव नहीं हुई १?” 

यह प्रश्न करने वाली महिला के पति दूसरे महायुद्ध में ब्रिटिश सेना में 
मेजर थे। मेंने प्रति प्रश्न किया--“सम्भव है आपके पति के हाथों या उनके 
निर्देश में शत्रु पक्ष के कई लोगों को जानें गयो हों | कम से कम ऐटा प्रयत्न 
तो उन्होंने किया ही होगा | इस विचार से उन्हें कभी परिताप या आ्रात्मग्लानि 
अनुभव हुईं या नहीं ? कमी श्राप ने अपने पति से ऐसी जिज्ञासा की है १” 

महिला को अपने पति से ऐसी जिज्ञासा का कोई तुक या कारण ही नहीं 
जान पड़ा क्योंकि पति अपनी जान जोखिम में डाल कर अपना कतेंब्य पूरा 
कर रहे थे । 

मेंने यही बात अपनी और से दोहरायी-“आपके पति तो तनखत्राह् लेकर 
कत्त व्य पूरा कर रहे थे । में तनख्याइ की भी श्राशा न कर, कहीं श्रधिक 
जोखिम केल कर अपना कत्त व्य पूरा कर रहा था । वर्ना वायसराय बेचारे से 
मुझे क्या लेना देना था | आज यदि में उसे जाड़े में ठिठुस्ता पाऊं तो सम्भब 
है अ्रपना कोट उतार कर दे दूँ । वायसराय की घटना के लिये अथवा दूसरी 
घंटनाओं के लिये जब मेंनें अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधियों को अपनी गोली की 
चोट से गिरते देखा, मुझे कभी कोई परिताप या ग्लानि आज तक अनुभव नहीं 


्पर [ पिंहावलोकन 
हुई । परन्तु जेल में या अब भी कभी वीरभद्र पर गोली चला देने के प्रयत्न 
की बात याद आने पर मानना पड़ता है कि यद्द ज्यादती द्वी थी। मेरे विचार 
में बीरमद्र के धोखे का रूप केवल यह था कि वह मुसीबत से बचे रहने के 
लिये घटना न होने देने का बहाने बना देता था। अपने किसी आदमी को 
उसने गिरफ्तार करा दिया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला । यदि वह हम 
क्ञोगों से साफ़ वाह देता कि वह जान जोखिम में न डाज्ञ कर केवल संगठन 
और परामप द्वारा ही सद्दायता करेगा तो अधिक अच्छा रहता | अ्रन्तिम दिनों 
में सुरेन्द्र पांडे ने स्पष्ट ही ऐसा कह दिया था तो उसके प्रति हमें कोई संदेह 
नहीं हुआ । उसे ज़बरदस्ती जोखिम में खींचना भी आवश्यक न जान पढ़ा | 
ग्राज़ाद चुन्नीगंज वाले मकान में आते रहते थे | कभी रात भी वहां 
ठहर जाते। अगर किसी दिन अरहर की दाल विशेष तोर पर खाने की 
इच्छा होती तो प्रकाशवती को दाल चढ़ा देने के लिये कह कर दात्न पक जाने 
की प्रतीक्षा में बेठे रहते | ऐसा प्रायः कभी ही होता था कि आज़ाद चुप बैठे 
रहें | पास बेठे होंगे तो बात करते ही रहेंगे । आज़ाद का शरीर मोटा कहने 
लायक दोहरा और खूब गठा हुआ था । कसरत का शौक भी था परन्तु फरारी 
के अनियमित जीवन में नियम से कसरत हो नहीं सकती थी । अ्रगर सप्ताह 
भर से अधिक कहीं रहना हो जाता तो उन्हें सुबह कुछ दण्ड सपाटे लगा लेने 
की बात याद आ जा जाती पर आज़ाद को मोटा कहे जाने से बड़ी चिड़ थी । 
यों हम लोग उन्हें पीठ पीछे मोटा कह कर ही बात करते थे | प्रकाशबती 
प्राय; मोटे भेया ही कहती थी | 
चुन्नीगंज के उस मकान में आज़ाद प्रकाशवती को एक तकिये पर निशाना 
बनाकर एयर पिस्टल से निशाना मारने का अभ्यास कराया करते थे | तकिये 
पर इसलिये कि पिल्तोल का छुर्रा खराब न हो ओर कई बार उपयोग में शआरा 
सके । वे प्रकाशवती को अंग्रेज़ी पढ़ने पर भी जोर देते रहते थे। फरारी के 
समय चुन्नीगंज के मकान में शुरू की हुई अंग्रेजी जारी रही श्रोर बहुत काम 
झायी । १६३४ में गिरफ्तार होकर छूटने के बाद उनके लिये मेटिक की 
परीक्षा के लिये बनारस के एक काल्निज में मरती हो जाना सम्भव हो सका । 
इस मकान में एक दिन आज़ाद के सामने ही प्रकाशबती के मंह से निकल 
गया--“मोटे भेया कभी ये कहते हैँ कभी वह कद्ते हैं |?” 
ज़ाद ने बहुत गुस्सा दिखाया--“अ्रच्छा री द्ुश्य्यां, इमें मोय कहती 
है] सब तेरी द्दी तरइ हो जायें |? ओर उसकी पीठ पर दो चार घंसे जड़ 


दल्त की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] डे 


देते। प्रकाशवती उन दिनों बहुत दुबली पतली थीं । वजनमन भर से अधिक 
न होगा | प्रकाशवती को कसरत करने का हुक्म हो गया । इसके बाद आज़ाद 
का एक जरूरी प्रश्न यह भी हो गया----“हुद॒य्यां कसरत करती हो या नहीं १?! 


चोधरी रामधनसिंह से मेंने आज़ाद का परिचय करा दिया था | यह 
जान कर कि चोघरी रामघनसिंद दत्त की ओर से मर्दान में रह आये हैं, वहां 
के एकाध प्रभावशाली ख़ान से भी उनका परिचय हे ओर गुजारे लायक पश्तो 
भी बोल लेते हैं, आज़ाद को बहुत उत्साह हुआ । इम लोगों ने चौधरी को 
उनके चमड़े के काम के स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी लेकर, मर्दान यह पता 
लेने के लिये भेजा कि सीमान्त के पार से शत्र खरीदने की ओर किसी आ्रादमी 
को अफगानिस्तान की राह विदेश, खासकर रूस भेजना हो तो क्या सम्भावना 
हो सकती है | पिछले सितम्बर के झगड़े के बाद से मेरे मन में निरंतर यह 
इच्छा थी कि विदेश या रूस जाकर कुछ ओर अनुभव प्राप्त करके सम्मव 
हो तो ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध विदेश से सहायता लेकर अधिक 
व्यापक रूप में काम किया जाये। यह बात आज़ाद को भी जंच रही थी । 


चौधरी मर्दान में प्रायः सप्ताह भर रह कर लौटे । उन्होने आकर बताया 
कि सीमान्त पार से शक्ल खरीदने को योजना ठीक नहीं रहेगी | इस में दा 
कठिनाइयां थीं । एक तो यह कि उस इलाके के पठान यह जानते थे कि भारत 
में शनह्न रखना ग़ेरकानूनी है इसलिये चोरी से बेचते समय शज्ह्रों का बेहिसाब 
मूल्य मांगते थे | दूसरे यह कि उस इलाके में जगह-जगह शज्त्रों के छोटे-छोटे 
कारखाने खुल गये थे जो देखने में ब्रिलकुल जमन ओऔर अंग्रेज़ी रिवाल्वर, 
पिस्तोल जेसे ही हथियर बनाकर, दाम अधिक वसूत्त कर सकने के लिये उन 
पर 'मेड इन जमनी? ओर “मेड इन इंगलेंड” के ठप्पे भी लगा देते थे | लेकिन 
निशाना इन हथिग्ारों का उतना सच्चा न होता था ओर धोखा दे जाते थे | 
काबुल की राह विदेश जाने के सम्बन्ध में उन्होंने पूरी सुविधा का आश्वासन 
दिल्लाया | तय हो गया कि में दो, तीन मास में उस रास्ते रूस की ओर 
चल्ना जाऊंगा | 

चौधरी रामधनसिदह के श्रतिरिक्त १६३० अ्रगस्त में ही धन्वन्तरी हमारे 
एक पुराने साथी रामकृष्ण को इस प्रयोजन से सरहद पार भेज चुका था| 
रामकृष्ण भी नेशनल कालिज में हमारा सहपाठी था । में सिंहावलोकन के पहले 
भाग (पृष्ठ ८६) में जिक्र कर चुका हूँ कि कालिज के प्रथम बष में हम दोनों 
काफी मेहनती ओर मेधावी समझे जाते थे | कालिज की शिक्षा समाप्त कर 


पू० [ सिहावलेोकन 


रामकृष्ण ने लाहोर में मोहनलाल रोड पर श॒द्ध घी की दुकान खोल ली थी । 
रामकृष्ण बेमतलब बात बहुत कम करता था । एक उपयोगी और महत्वपूर्ण 
काम बतलाया जाने पर दुकान को लपेट-समेट कर वह सरहद पार जा बसा 
ओर कुछ ही दिनों में उसने पश्तो भाषा सीख कर अंग्रेज़शाह्दी के विरोध के 
सांके उद्देश्य में इप्पी के फकीर तक से सम्बन्ध जोड़ लिया | वहाँ बीमार हो 
जाने पर ओर उचित चिकित्सा न हो सकने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । 
उसके प्रयत्न का कोई विशेष परिणाम सामने नहीं आ सका इसलिये उसके 
प्रयत्न को चाहे महत्व न दिया जाये परन्तु इसमे हमारे दत्न के व्यापक दृष्टि- 
कोण ओर रामकृप्ण के साइस ओर चातुय का संकेत तो मिलता ही है अर्थात्‌ 
हमारे प्रयत्न केवल व्यक्तिगत आतंकवाद में सीमित नहीं थे । हमारा दृष्टि- 
कोण व्यापक ओर साम्राज्यवाद विरोधी था । 


पंजाब गवनर पर गोली 


१६३० दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में, लाहोर में यूनिवर्सिटी के 
कन्वोकेशन के समय गवनर पर गोली चलाये जाने के समाचार से भी हमें बहुत 
उत्साह हुआ | यह काम भी हि०स>प्र०स० के प्रमाव के अन्तगंत ही हुआ । 
पंजाब में कगड़ा बढ़ जाने के बाद से इन्द्रपाल तो असंतुष्ट होकर अतिशी 
चक्कर का उप संगठन बना बेठा था परन्तु कुछ लोग घन्वन्तरी, सुखदेवराज 
के साथ रहे | इन लोगों में देवराज, दुर्गादास खन्ना , रणवीर ओर केवल- 
कृष्ण आदि मुख्य थे | धन्वन्तरी के भी दिल्ली में गिरफ्तार हो जाने से ओर 
सुखदेवराज के यू० पी० में चले जाने से यही लोग सशस्त्र विद्रोह की भावना 
को पंजाब में सचेत बनाये रखने का यत्न कर रहे थे | दुर्गादास खन्ना और 
रणवीर ने लाहोर षडयंत्र के मुकदमे में दी गयी सज़ाओं के विरोध में गवर्नर 
पर गोली चलाने की योजना बनाई थी। 


गवनर पर गोली चलाने के लिये इन लोगों ने श्रपने बीच में से किसी 
को नहीं चुना | इसके लिये मर्दान से एक साहसी नवयुवक हरिक्ृष्ण को 
बुला लिया गया | क्रान्तिकारी भावना ओर विचारों से हरीकृष्ण का पहले कोई 
परिचय न होने या उनसे कोई सेंद्धान्तिक लगाव न होने पर भी देशभक्ति के 
भाव से वह जान की बाजी लगाकर राष्ट्र के शत्र पर बार करने के लिये तेयार 
हो गया । कन्वोकेशन के अवसर पर यूनीवर्सिटी हाल में प्रवेश के लिये प्रवेश- 
पत्र लाकर उसे दे दिया गया | दुर्गादास श्रोर रणवीर स्वयं हाल में नहीं गये । 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ५१ 


कन्वोकेशन की परिपाटी पूरी करके जिस समय गवनेर जुलूस के रूप में 
हाल के भीतर से जा रहे थे, हरीकृष्ण ने उन पर गोली चला दी | निशाना 
ठीक नहीं बैठा । गवनर साहब श्रोर उनके अंगरक्षक फोजी अफसर भाग कर 
तिबर-बितर हो गये | हरीकृष्ण ने बराम्दे म॑ं भाग आये गवर्नर का पीछा किया । 
दुबारा गोली चलाते समय एक राजभक्त सब-इन्स्पेक्टर चरणर्सिह हरीकृष्ण को 
पकड़ने के लिये बीच में श्रा गया ओर मारा गया। हरीकृष्णु भी घेर लिया गया । 


इस सम्बन्ध में पहली गिरफ्तारी २४ दिसम्बर को मदौन भ॑ चमनलाल की 
हुई | हरीक्षष्ण का परिचय दुर्गादास आदि से चमनलाल ने ही कराया था। 
इसका अर्थ ६ कि लाहोर से २३ दिसम्बर को ही पुलिस मर्दान के लिये रवाना 
हो गयी अ्रर्थात्‌ हरीकृष्ण ने बहादुरी करने के बाद भेद खोलने में भी देर 
नहीं लगाई | सप्ताह भर के भीतर दसोन्दासिंह, रणवीर और दुर्गादास भी 'गिर- 
फ्तार हो गये | दसोन्दासिंह सरकारी गवाह बन गया । दुर्गादास खन्ना एड- 
वोकेट ने इस घटना के संस्मंरण में लिखा हे कि घटना से पहले उन्होने लाहौर 
जेल में भगतर्तिह को एक गुप्त पत्र लिखकर राय ली थी | भगतरिह ने उत्तर 
दिया था--““में इस काम में तुम्हें अपनी नेतिक अनुमति तो नहीं दे सकता, 
“हिम्मत? हे तो करो |? भगतसिंह का जवाब बिलकुल्त ठीक ही था । वह यदि 
कहता कि “उचित” समझो तो करो तो ओर बात होती परन्तु उसने “हिम्मत! 
शब्द व्यवहार किया । स्पष्ट ग्रथ था कि काम करने के बाद निबाह भी पाओगे १ 
कारणु यही कि नोसिखिया आदमी दल के द्वित में क्रान्तिकारी भावना के अनु- 
कूत्त व्यवह्वार कर पायेगा, इस बात में उसे सन्देह था ! 


अंग्रेज सरकार ने दरीकृष्ण को फांसी पर तुरन्त लटका कर सशत्र राजद्रोह 
के दण्ड का उदाहरण जनता को दिखा देने में बहुत व्यग्रता दिखायी | उस 
पर षड़यन्त्र का लम्बा मुकदमा न चला कर केवल हत्या का मुकदमा चलाया गया 
आर उसे फांसी पर लटका दिया गया | दुर्गादास, रणवीर पर षड़यन्त्र का 
मुक्हमा बाद में चल्ला। सेशन जज ने उन्हें भी फांसी की सज़ा दी थी परन्तु 
रणवीर ओर दुर्गादास दोनों के ही परिवार लाहोर में बहुत प्रभावशाली थे । 
उन्हें सभी वकीलों का सहयोग प्राप्त था | हाईकोट में वे लोग बरी ही गये। 
ऐसी घटनाएँ इस बात का _स्पष्ट प्रमाण हैँ कि हि०स०प्र०स० के प्रयत्नों से 
सशस्त्र क्रान्ति श्रोर विदेशी शासन के प्रति विद्रोह का वातावरण ओर भावना 
तो फेल गयी थी परन्तु गांधी जी ओर कांग्रेंस के निरन्तर विरोध के कारण वह 
संगठित रूप झ्ोर जनता का प्रकट समथन नहीं पा सकती थी। 


पर [ सिंहावलोकन 


इन्द्रपाल 


इन दिनों हमारे दिमाग़ में सबसे गअ्धिक परेशानी थी अपने दल के 
मुखबिर बन जाने वाले लोगों के कारण | केलाशपति की बात तो कह ही चुका 
हूँ | मुझे व्यक्तिगत रूप में सब से अधिक वेदना हुई थी--दूसरे लाहोर पड़यंत्र 
के मुकदमे मे इन्द्रपाल के भी मुखबिर बन जाने के समाचार से | इस समाचार 
से आज़ाद को भी कम धक्का नहीं लगा । दिल्ली के समीप इन्द्रपाल के साधु 
बन कर वास्तविक तपस्या करने के तथा बहावलपुररोड के मामले में उसके 
साहस की सभी बातें आज़ाद जानते थे | इन्द्रपाल के विषय में हम लोग ऐसी 
अफ़वाह पर एतबार न करते परन्तु अदालत में उसके सरकारी गवाह के रूप 
में पेश होने और उसके बयानों को पत्रों में छुपा देखकर केसे इंकार कर देते | 
कुछ बातें ऐसी थीं कि इन्द्रपाल के अतिरिक्त कोई दूसरा कद्द ही नहों सकता 
था। आज़ाद प्रायः ही मानसिक संताप से कहते --“सोहन अब किसो का 
एतबार नहीं किया जा सकता । एतबार उसी का जो गिरफ्तार होने के बजाय 
अपने सिर भें गोली मार ले |” 

१६३१ जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में समाचार पत्रों में मोटे अक्तरों 
में छुपा कि दूसरे लाहोर षडयंत्र के मामले का सरकारी गवाह इन्द्रपाल पल्लट 
गया | उसने श्रदालत में कह दिया कि पुलिस उसे परेशान करके भूठे बयान 
दिला रही दहे। उसने श्रदालत में वे कागज़ भी पेश कर दिये जो पुलत्तिस ने 
उसे अदालत में बयान देने के लिये लिख कर दिये थे | हम लोग प्रसन्नता 
से उछल पड़े। भेया ने कह्--““े साला सघवा (साधू) जरूर कोई ऐसी हरकत 
करेगा जो किसी ने न को हो ।”? 


२९ २५ २५ 


इन्द्रपाल सरकारी गवाह बना ओर फिर पत्षट गया, इतना कह देने से 
बात स्पष्ट नहीं हो जाती | दूसरे भाग में कह चुका हूँ कि मेरे, घन्वन्तरी ओर 
सुखदेवराज आदि के भगड़े से इन्द्रपाल ओर उसके द्वारा दल से सम्बन्ध रखने 
वाले लोग खिन्न हो गये थे। वे अपनी समझ से श्रलग ही काम करने लगे थे | 
इन्द्रपात॒ जानता था कि उसे दक्ष की ओर से संगठन करने या कुछ करने का 
अधिकार नहीं है इसलिये उसने अपने कामों का उत्तरदायित्व दल पर न 
श्राने देने के लिये, अपने इस संगठन का नाम अ्तिशीचक्कर रख लिया था। 
इस संगठन द्वारा पंजाब में कई जगह बम विस्फोट के परिणाम स्वरूप जब 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] परे 


गिरफ्तारियां आरम्भ हुईं तो लायलपुर में इस दल के प्रभाव में काम करने 
वाले पुलिस के दो सिपाही मलिक कुन्दनलाल, बंसीलाल ओर दूसरे साथी 
भी सप्ताह दो सप्ताह में ही गिरफ्तार हो गये। मेरा छोटा भाई धमपाल भी 
इन लोगों में था | वह बचने के लिये भाग कर जालंघर जा दसवों श्रेणी मं 
भरती होकर बोडिंग में रहने लगा था | वह भी गिरफ्तार कर लिया गया । 


हम लोग ओर हमसे पहले के अनुभवी साथी दल के लोग को काफ़ी समय 
तक पकाते-सघाते रहते थे, सब प्रकार के कष्ट सहने के लिये चेतावनी देते 
रहते थे। भेसी शिक्षा-दीज्ञा इन लोगो की नहीं थी | परिणाम में सब से पहिले 
मलिक कुन्दनलाल ओर बंसीलाल ने भेद खोला ओर जब पुलिस ने उनसे 
पायी सूचना के आधार पर दूसरों को मारपीट कर पूछ-ताछ करनी शुरू की 
तो काफी साथी बकने लगे श्रौर श्रपनी कारगुजारियाँ कबूल कर बेठे | नाम 
यहां लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उनमें से कई कांग्रेसी राज में बहुत सम्मानित 
कायकता बन गये हैं| बह उनकी ज्ञणिक कमजोरी थी या इसका कारण 
उनका क्रान्तिकारी भावना में ठीक से पग न पाना था | इन्हें मारा-पीठा भी 
खूब गया । 


तलायलपुर के धमंवीर के दोनों हाथ खाट के पांबों के नीचे रख कर 
कई-कई सिपाही खाट पर बेठ जाते। उसने चीखने-चिल्लाने के बावजूद भेद 
नहीं खोला | उसे कम्बल्ल में लपेटकर उसकी अंधाधुंध पिठाई भी की गयी 
पर वह बका नहीं । धर्ंपाल को दीवार में क्गे कड़े से हथकड़ी बांध कर पांच 
दिन ओर रात खड़ा रखा गया । दिन-रात में खा लेने ओर दिशा फरागत 
के वासस्‍्ते लगभग एक घंटे के लिये खोला जाता था। वह यही कहता रहा कि 
मुझे कुछ मालूम नहीं । जब उत्तकी पिडलियां जाघों की तरह सूज गयीं, उसने 
भूख हड़ताल कर दी । वह बेहोश हो गया । तब उसे लिया कर सिपाहियों ने 
पांव से लताड़ना ओर गरम तेल की मालिश आदि करना शुरू किया शायद 
इसलिये कि सुध आ जाये तो फिर वही यातना देकर बकने के लिये विवश 
किया जाये | यदि धमंपाल ने हथकड़ी से पहले दिन टांगे जाते ही भूख हड़ताल 
कर दी होती तो छु; दिन न टंगना पड़ता | ऐसी यातनाएं प्रायः इन सभी 
लोगों को दी गयों; मू छों के बाल नोचे जाते ओर गुड़ के डले पर बहुत से 
चींटे इकट्ट कर, पायजामे के पहुँचे नीचे से बांधकर गुड़ के डले को पायजामे 
में डाल दिया जाता | दवाथ दीबार में गड़े खूंटे या कड़े से बांध दिये जाते 
थे | ऐसी यंत्रणाएँ: पहले लाहोर षडयंत्र और दिल्ली षडयंत्र के अभियुक्तों को 


पड [ सिह्दावलोकन 


या बाद में मुझे भी नहीं दी गयीं | पुलिस ने इन लोगों के साथ ऐसा 
बुव्यवहार करने का साहस इसीलिये किया कि वह इन्हें नोसिखिया समझ 
गयी थी। श्रस्तु-- 


एक दिन घमंपाल का दफ्तर में पूछताछ के बाद दोपहर के भोजन के 
लिये उसकी कोठरी में लाया गया | इन अभियुक्तों को खाना देने की ड्यूटी 
हवल्दार पंडित फकीरचन्द की थी । फकीरचन्द धमपाल के लिये खाना लेकर 
शआ्राया तो धमंपाल पर ड्यूटी देने वाले सिपाही अब्दुल सत्तार ने धमंपाल को 
हथकड़ी फकीरच॑द को थमा दी ओर संडास की ओर चत्ला गया | फकीरचंद 
कांगड़े का था | उसने पहाड़ी बोली में धमंपाल से कह्ा--“पांदा ( पणिडत ) 
तुमसे बात करने के लिये बुल्ञा रहा है ।” इन अभियुक्तों को आपस में बात 
करने का अ्रवसर नहीं दिया जाता था | धर्मपाल को सन्देह हुआ कि यह 
आदमी कांगड़े का है तो क्या हुआ, कहीं फांसने की चाल तो नहीं कर रहा । 
परन्तु फकीरचंद ने सचमुच धमंपाल को कोठरी से ले जाकर पीछे इन्द्रपाल की 
कोठरी के सामने खड़ा कर दिया । 


इन्द्रपाल ने बताया--“इस समय तक हमारे पाँच साथी जो कुछ जानते 
थे, पुलिस को बता चुके हैं ओर प्राणभिनक्षा के बचन पर सरकारी गवाह बनने 
के लिये तेयार हैं | यह लोग कम से कम सन्नह साथियों को फांसी पर लटकवा 
देंगे। अब्दुल अ्रजीज़ ( इस मुकदमे का इंचाज पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट ) मुझे 
गवाह बनाने के लिये फुसला रहा है क्योंकि ओर कोई गवाह श्रलग-श्रल्षग 
घटनाओं को जोड़ नही सकता ओर न इस मुकदमे का सम्बंध फरार आज़ाद 
आर यशपाल की माफत पहले मुकदमे ओर दिल्ली षड़यन्त्र से जोढ़ सकता 
हे | इस तरह षड़यन्त्र नहीं बन पाता | में सोचता हूँ कि में गवाह बनकर सब 
जिम्मेवारी अपने ऊपर लेलूं ओर सबको बचाने की कोशिश करू' । तुम्हारी 
क्‍या राय है १”?! 

धमंपाल ने उत्तर दिया--“सरकारी गवाह बनने की बात तो मैं किसी भी 
मोल पर नहीं मान सकता । तुम्हें श्रपने ऊपर इतना मरोसा है तो सोच लो |”? 


“तुम्हें क्या मुकपर भरोसा नहीं हे !?--.इन्द्रपाल ने पूछा | घमपाल ने 
कद्दा--“अरब तक तो भरोसा ही रहद्दा हे | तुम्दारी नीयत पर अब भी भरोसा 
कर सकता हूँ पर बात ठेढ़ी दे ।” इन्द्रपाल ने उत्तर दिया--“भ्रच्छा मैं 
सोचूंगा ।” । 


दल की रत्ना के लिये आज़ाद के प्रयत्न प्प्‌ 


तीन-चार दिन बाद फकीरचंद ने धमंपाल को रोटियाँ देते हुए. पहाड़ी 
बोली में कह्ा--“सम्मल कर; रोटियों में पंडित का संदेशा हे |” तन्दूर की 
रोटियों में बीड़ी बंडल के कागज़ पर इन्द्रपाल का संदेश था कि वह सरकारी 
गवाह बन गया हे । 

डेडढ मास तक इन्द्रपाल की ओर पुलिस की गहरी छुनती रही | मुकदमा 
अदालत में पेश हुआ | साठ या सत्तर गवाह भुगत चुके थे | इन्द्रपाल की बारी 
आयी | इन्द्रपाल॒ सात दिन तक बयान देता रहा | बयान अखबारों में छुपते 
थे । राई-रत्ती ठीक | हम लोग पढ़ते थे ओर सिर पीट लेते थे, इसे हो क्या 
गया १ इन बयानों में मगवती भाई, आज़ाद ओर यशपाल की वे सब कर- 
नियाँ खूब खं।ल्ल-खोलकर बखानी गयी थीं जिनके कारण कोई भी सज़ा कम 
होती । भगवती भाई तो शहीद हो चुके थे । आज़ाद ओर यशपाल अभी फरार 
ही थे इन्द्रपाल के बयानों में इतना ब्योरा ओर गहराई होते हुए भी इनके 
कारण कोई नई गिरफ्तारी न हुईं थी। अब बयान का वह भाग आया जिसमें 
जेलों में बन्द साथी फंसते थे । 

नियम के अनुसार इन्द्रपाल को नित्य बयान देने से पहले धर्म की कसम 
दिल्लाई जाती थी कि केवल सच ही बोलेगा, भूठ नहीं बोलेगा | आठवें 
दिन इन्द्रपाल ने अदालत में शपथ लेने से इन्कार कर दिया । कारण पूछने 
पर उत्तर दिया--“साहब, धर्म की कसम खाकर भ्ूठ नहीं बोलूंगा | यह 
जन्म तो पुलिस ने बिगाड़ ही दिया, अ्रव परलोक नहीं बिगाड़ सकता | वहाँ 
तो पुलिस साथ जायगी नहीं | शपथ खाने के बाद तो एक ही बात कह सकता 
हूँ कि पुलिस मुझ से कूठा बयान दिला रही है | शपथ न दिलवाइये तो जो 
पुलिस ने रटाया-पढ़ाया है, सब सुना सकता हूँ |? 

सरकारी वकील ज्वालाप्रसाद ने आपत्ति की--“गवाह बेईमान हो गया है 
ओर पुलिस पर भ्रूठी तोहमत जगा रहा हे । अ्रदालत ने इन्द्रपाल से इस बात 
का प्रमाण मांगा कि पुलिस उसे बयान पढ़ा रही है। इन्द्रपाल ने अपने कपड़ों 
में छिपाये पुलिस के लोगों के'हाथ के लिखे कागज़ निकाल कर दिखा दिये 
और कहा अदालत ओर सफाई के वकील मेरे साथ किले में हवालात की 
कोठरी में चले तो वहां रखे हुए ओर कागज भी दिखा सकता हूँ | उसने वही 
किया भी और बहुत से श्रकास्य प्रमाण पुलिस द्वारा कूठा बयान बनाने के 
दिये | इन्द्रषाल ने अदालत से मांग की कि आहइंदा में सच्चा बयान केवल 
इसी शर्त पर दे सकता हूँ कि मुझे किले में पुलिस के कब्जे से हठाकर जेल 


४६ [ सिहावज्ञोकन 


की हवालात में भेज दिया जाये और श्रदालत मुझे विश्वास दिलाये कि सच्चा 
बयान देने के कारण मुझ पर अत्याचार नहीं किया जायगा | उस पर सरकारी 
वकीलों ने दोनों बयानों की लिखी हुई कापियां लेकर जिरह की । पर वे उसे 
कहीं एक भी बात या तारीख के बारे में उखाड़ नहीं पाये | केवल एक अवसर 
पर जिरदइ के उत्तर में उसने कहा--“मुझे याद नहीं ।” इन्द्रपाल के इस 
उत्तर से सरकारी वकील वृद्ध रायबहादुर ज्वालाप्रसाद ने बहुत संतोष से 
कहा---“शुक्र है पंडित जी, एक बार तो आप के मुंह से निकला कि मुझे याद 
नहीं | इन्द्रपाल के उदाहरण से इस मामले का दूसरा गवाह मदनगोपाल भी 
पत्वट गया । 


संक्षेप में यह कि मुकदमा गिर गया । सरकार ने इन्द्रपाज्ञ से बदला लेने 
के लिये, उस पर सरकार को धोखा देने ओर श्रदालत में कूठ बोलने का और 
उसी के बयान के आधार पर आतिशोचक्कर कांड में हुईं हत्याओ्रों के लिये उस 
अकेले पर मुकदमा चलाया | सेशन से उसे फांसी की सजा दे दो गयी परन्तु 
पड़यंत्र का मुकदमा गिर गया। केवल उन्हीं लोगों को छोटो-छोटी सजाये हो 
सकीं जिन्होंने मार से हार मान कर या सरकारी गवाह बन जाने की आशा में 
अपने अपराध मेजिस्ट टों के सामने कबूल लिये थे | सशज््र राजद्रोह का मामला 
न बन सका । 


इन्द्रपाल को बचाने के लिये हाईकोट में मुकदमा लड़ा गया। इसमें सफाई 
की ओर से मुख्य वकील थे, रोहतक के स्वर्गीय लाला श्यामलाल जी | श्याम- 
लाल जी असहयोग आन्दोलन में वकालत छोड़ चुके थे | इस मामले के 
अभियुक्तों की सहायता करने के लिये ही उन्होंने बुबारा वकालत शुरू की । 
उन्हें श्रदालत से फीस के रूप में चोंतठ रुपये रोज़ मिलते थे | यह रुपया वे 
अभियुक्तों की आवश्यकताओं के लिये ही खर्च कर देते थे | श्यामलाज जी 
ओर सरकारी वकील ज्वाल्षाप्रसाद इन्द्रपाल के साइस ओर बुद्धि की प्रशंसा 
करते नहीं थकते थे | बहुत जोर लगाने के बाद- इन्द्रपाल की फांसी की सज़ा, 
जन्मभर काला पानी की सज़ा में बदल्ल गयी | जिस समय बाह-वाही और 
प्रशंसा हो रही हो, साहस से फांसी की ओर बढ़ जाना एक बात होती है परन्तु 
जब सब श्रोर से मुखबिर बन जाने के कलंक और थुक्का-फजीहत की वर्षा हो 
रही हो, श्रपने प्राण देने का निश्वय कर उद्दश्य पर डटे रहने के लिये ओर 
अधिक साहस की आवश्यकता चाहिये। 


दल की रक्ा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ५७ 


उपरोक्त मामलों से इन्द्रपाल के मस्तिष्क पर जो जोर पढ़ा ओर फिर उसके 
साथ पुलिस ने जो दु्यबहार किया, उसके परिणाम स्वरूप उसे जेल्न में अघ- 
रंग (प रेलसिस) की बीमारी हो गयी | कुछ दिन तो जेल वालों ने समझा कि 
इस आदमी के पाखंड और धूतंता की कोई सीमा नहीं । यह बीमारी भी धोखा 
ही है। उसकी परवाह नहीं की गयी । फिर यह देखना आवश्यक समभका गया 
कि सचमुच बीमारी है तो इलाज क्या किया जाये १ 


श्यामलाल जी इन्द्रपाल॒ की निष्ठा और साहस से बहुत प्रभावित थे । वे 
इस सम्बंध में गांधी जी से मिले ओर इन्द्रपाल की प्राण रक्षा के लिये यत्न 
करने का अनुरोध किया | गांधी जी ने पंजाब के तत्कालीन मुख्य मन्त्री सर 
सिकंदर हयात खाँ को इस विषय में पत्र लिखा | सरकार के बड़े से बड़े डाक्टरों 
ने परीक्षा की ओर परिणाम पर पहुँचे कि बीमारी विकट रूप ले चुकी है, इलाज 
कोई नहीं हो सकता । किसी भी समय प्राण निकल्ञ जा सकते हैं। बीमारी को 
असाध्य समझ कर इन्द्रपाल् का जेल से रिद्दा कर दिया गया | 


लाला श्यामलाल 

श्यामलाल जी परम गांधीवादी थे । वह उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने 
१६२१ के असहयोग आन्दोक्षन में श्रपनी खूब चलती वकालत छोड़ दो थी 
ओर फिर दूसरे वकीलों कौ तरह आ्रामदनी के लोभ में कचहरी से कभी सह- 
योग नहीं किया | केबल क्रान्तिकारियों को सहायता के लिये ही उन्होंने दुबारा 
बकरालत की थी । क्रान्तिकारियों के सम्पक में आने के बाद वे उनके प्रति गद्दरी 
सहानुभूति श्रोर अनुराग अनुभव करने लगे थे | इस मुकदमे में एक बार वे 
विकट परिस्थिति में फंस गये | मामला द्वाईकोटठ में पेश था। अभियुक्तों ने 
कुछ बातों से अपना असंतोष प्रकट करने के लिये दरखास्त दे दी कि उन्हें इस 
अदालत पर विश्वास नहों है । यह काम अदालत की मानद्ानि समझा गया | 
जजों ने इस दरवात्त से खिन्नता प्रकट की | श्यामल्ञाल जो का ऐमो दरखास्त 
पेश करने के लिये अदालत ने क्ञमा मागने की आज्ञा दी। लाला जो क्षमा 
मांगने के लिये तैयार न हुए | हाईकोर्ट के जजों ने लाला श्यामलाल पर 
अद।लत को मानहानि का अ्रभियोग चल्ना दिया | इत मामले में सज़ा की 
मियाद तब तक हो सकती थी जब तक क्रि श्यामल्लाज्न जी मानहानि करने के 
लिये क्षमा न मांग लेते । 


इस मामले से पंजाब के कानूनी ओर अदालती संसार में इलचल मच 
गयी | जिस दिन श्यामलाल जी का यह मामला हाइकोट में पेश हुश्रा, लाहोर 


प्र्द [ विहावलोकन 


की सभी कचहरियों में काम स्थगित था | सभी वकील हाइकोट पहुँचे | ला 
कालेज भी बन्द रहा | लाहोर के सभी बड़े वकीलों ने, श्यामलाल जी से इस 
दरखास्त को नेकनीयती में हो गई चूक बताकर हाइकोट के सम्मुख खेद प्रकट 
कर देने का अनुरोध किया पर लाला जी तय्यार न हुए । पेशी के लिये हाइ- 
कोट जाते समय अपना बिस्तर बांध कर साथ लेते गये कि वहीं से जेज्न चले 
जायेंगे | हाइकोट में उन्होंने अपने व्यवह्र पर खेद प्रकट करने से इन्कार कर 
इस बात का आग्रह किया कि उनके मवक्किल नेकनीयत, सच्चे ओर आत्मा- 
भिमानी व्यक्ति हैं ओर उनकी भावना अदालत के सम्मुख ईमानदारों से रखना 
उनका कतंव्य है। परिणाम की आशंका से सभी चिंतित थे। ऐसो अवस्था 
में हाइकोर्ट ने ही समझदारी से काम लिया। लाला श्यामलाल की नेकनीयत 
ओर ईनानदारी पर विश्वास्त कर, उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी 
देकर, मामला बरखात्त कर दिया गया । 


जिस समय इन्द्रपाल जेल से छूटा बेठ भी न सकता था । उसकी टांगें 
और बाहें टेढ़ी हो गयी थीं। बोल भी न सकता था । जेल जाने से चार-पांच 
मास पहले उसका विवाह हुआ था । उसकी पत्नो जगदीश्वरी ने उसकी सेवा 
और इलाज शुरू किया | हकीमों के बताये नुसखे खिलाती ओर दिन-दिन भर 
मालिश करती रहती | में १६३८ में छूट कर १६३६ में प्रेंस कमचारियों की 
कान्फ्रे स के लिये लाहोर गया तो इन्द्रपाल खाद पर लेटे-लेटे बातचीत करने 
लायक हो गया था | वही पुरानी साहसपूर्ण बेपरवाहदी । देखते ही चिल्ला 
उठा--“अरे अरे, नून तम्बाकू बेचने वाले का बेश आ गया |!” ४ 
अरी जगदीश्वरी, अ!या-बाठ कुछ है तो छिपा दे, नहीं तो रोटी खिलानी 
पड़ जायगी |? 

मेरे अनुरोध से वह ओर जगदीश्वरी लखनऊ आ गये | बहुत दिन तक 
बिजली-भाष से इलाज होता रहा । वह कुछ देर तक बेठने ओर लकड़ी पकड़ 
लंगड़ा कर चलने भी लगा। मेंने अपनी रिहाई के बाद १६३८ नवम्बर में 
एक मासिक पत्रिका विप्लव का प्रकाशन श्रारम्म किया था| १६३६ अ्रक्टूबर 
में विप्लव का प्रकाशन हिन्दी ओर उदू दोनों में हो रहा था । इन्द्रपाल उदू* 
में अनुवाद कर क्रिताबत भी करता जाता पर कुछ ही समय काम करने से सिर 
चकराने लगता या | १६४१ में अंग्रेज सरकार ने विप्लव से बारह हजार की 
जमानत मांगकर पत्न का प्रकाशन स्थगित कर दिया | इन्द्रपाल लाहोर लोट 
गया । कुछ ओर कातिब्रों को मिलाकर सहयोग से किताबत का काम चलाने 


दत्त की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] घ६ 


लगा | अवस्था काफी सुधर गयी थी । लकड़ी पकड़े धीमे-धीमे मील डेढ़ मील 
चल आता था | एक लड़का ओर लड़की भी हुए | बातचीत से अपने विचारों 
का प्रचार भी करता ही रइता था। उसने दो छोटे-छोटे पेम्फ्लेट मी उदू' में 
प्रकाशित किये । १६४७ में पंजाब विभाजन से उसे फिर बहुत मय॑कर मानतिक 
आधात लगा । लाहोर से दिल्ली तो पहुँच गया परन्तु वहां हस्पताल में उसकी 
मृत्यु हो गयी | जगदीश्वरी दिल्ली के एक स्कूल में सिलाई सिखा कर बच्चों 
को श्रपनी हिम्मत से पढ़ा लिखा रही थी | अब वह चंदौसी में हे । 


आज़ाद का व्यक्तित्व 


मेरे रूस जाने के सम्बंध में दत्त के दूसरे साथियों से बात करना भी आव- 
श्यक था, विशेषकर सुरेन्द्र पांडे से | रूस जाने की बात पांडे को इतनी पसन्द 
आयी कि वह भी जाने के लिये तेयार हो गया। उन दिनों इलाहाबाद, 
कटरे में लिये एक मकान में हम लोग प्रायः ही बहस में लगे रहते थे | बहस 
अपने उद्देश्यों के संद्धान्तिक पक्ष पर तो होती ही थी, उसके साथ ही रूस 
जाने की उपयोगिता और राउण्ड टेबल कान्फ्रेस द्वारा समभोते के सम्बंध में भी । 
यह पहला ही अ्रवसर था कि अंग्रेज़ सरकार ने कांग्रेस का सावंजनिक प्रभाव 
स्वीकार कर परामप के लिये कांग्रेस को निमंत्रण दिया था| सरकार के व्यव- 
हार से कांग्रेसियों में ऐसी भावना पेदा हो गयी थी कि अंग्रेज सरकार स्वराज्य 
दे ही रही दे | हम लोगों को भी ऐसा ही जान पढ़ रहा था कि कांग्रेस ओर अंग्रेज़ 
सरकार में तो समझता हो ही जायगा | हमारी स्थिति क्या होगी १ क्‍या हम 
फिर लड़ते ही रहेंगे ? 


आज़ाद को अंग्रेज़ सरकार से समझौते का विचार भी असह्य था। उनका 
कह्दना था कि अंग्रेज़ जब तक इस देश में शासक के रूप में रहें, हमारी उनसे 
गोली चलती ही रहनी चाहिये। समभोते का कोई अ्रथ नहीं है । अंग्रेज़ से 
इमारा एक ही समभोता हो सकता है कि वह अपना बोरिया-बिस्तर सम्माल 
कर यहाँ से चल दे | यही भावना १६४२ में “क्विट इंडिया? मांग या “भारत 
छोड़ो? नारे में प्रकट हुई थी | में ओर सुरेन्द्र भी सिद्धान्त रूप से आज़ाद 
की बात मानते थे परन्तु यह नहीं चाहते थे कि कांग्रेती नेताओं को अपना शत्र 
बना लें । श्रभिप्राय था, देखों तो सही समभोता होता केसा द्ै ? यदि कांग्रेस 
उससे संतुष्ट हो जाती है तो हमें व्यक्तिगत रूप से फरार बने रह कर भी सम- 
भोते की प्रतिक्रिया श्रोर परिस्थिति देखकर चलना होगा | यह सब सेद्धान्तिक 


६० [ सिहावलोकन 


बात करते समय, अ्रपने व्यक्तित्व की चिन्ता न करके भी यह खयाल शञ्राता ही 
था कि आखिर व्यक्तिगत रूप से हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा १ 

मैं किसी समय आज़ाद से मज़ाक करने लगता--“भेया घबराते क्यों हो ! 
कांग्रेस ओर अंग्रेज़ सरकार का समझौता हो जायगा तो फिर हमें फरार रहने 
की ज़रूरत नहीं होगी | तुम्हारा नाम खूब प्रसिद्ध हो चुका है। कांग्रेसी इतना 
तो सोचेंगे कि तुम थानेदार की पगड़ी और वर्दी में खूब जंचोगे । तुम्हें 
थानेदारी मित्र ही जायगी ।?? 

आज़ाद को इस बात से चिढ़ आती कि में उन्हें केवल थानेदारी के ही 
लायक समभता हूँ | क्रोध दिखलाते--'“चल साले, तू बड़ा श्रफलातून है ! तू 
क्या बन जायगा ९” 

में मज़ाक जारी रखता-- “तुम थानेदार बनोगे तो हम लोगों की सिफ़ारिश 
नहीं करोगे ! में कम से कम हेड कान्स्टेबल बनूंगा ।” ओर पांडे की ओर 
संकेत कर कहता--क्योंकि पांडे के हाथ में कोई न कोई पुस्तक थमी हो रहती 
थी--“पांडे के लिये तुम सिफारिश कर देना यह मिडिल स्कूत्न का हेडमास्टर 
बन जायगा ।” में और पांडे दोनों श्रभी तक जिन्दा हैं | कांग्रेती सरकार की 
कृपा से तो हम हेड कांस्टेबल और मिडिल स्कूल के मास्टर भी न बन सके | 


गोलमेज़ द्वारा समभोता हो जाने की सम्मावना की मानसिक उथल-पुथल 

के कारण हम लोग इलाहाबाद कटरे के मकान में एक तरह से शिथिलता के 
दिन बिता रहे थे या आराम से ही रह रहे थे | समय १६३१ जनवरी का ही 
था परन्तु हवा में फागुन का फर्राटा ओर सुहानापन आ गया था । सड़कों पर 
सूखे पत्ते भड़-भड़कर उड़ा करते थे | मुझे खूब याद है कि हम लोग कहा 
भी करते थे कि इस बार हवा में जाने क्‍या मस्ती भरी है। मकान की छत 
खपरेल की थी, जेसी कि इलाहाबाद में साधारण स्थिति के मकानों की होती 
थी | खपरेल की सांधों से हवा आती रहती और छत के ऊपर के नीम की 
पत्तियां श्रोर धूल मी गिरती रहती | हम लोग दरी या कम्बल बिछाये कुछ पढ़ा 
करते या समभोते की सम्मावनाओं ओर हानि-लाभों पर बात करते रहते। 
एक पतीला था उसमें खिचड़ी बना लेते | कभी-कभी इसो खिचड़ी में मांस 
भी ढाल्ष लेते | आज़ाद ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिये मांस के टुकड़ों को गाली 
दे, परे हटाकर शेष का आाह्र कर लेते| श्राज़ाद मांत न खाना चाहते थे पर 
दूसरे साथी खाना चाहते थे | मध्यम माग यही था कि वे मांस के टुकड़े हटाकर 
शेष खिचड़ी खा लेते। आज़ाद को मांस पसंद नहीं था पर छुूत का भी डर 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ६१ 


नहीं था| आज़ाद ने सुबह डरड, सबाटे लगाना और साथियों से पंजा लड़ाना 
भी शुरू कर दिया | 


पाडे एक डब्बरा च्यवनप्राश ले आया था | रात सोते समय डिब्बा श्राज़ाद 
के हाथ पढ़ गया | पूछा--“अबे इस में यह काल-काला क्‍या हे १? 


पांडे ने बताया--““खांसी की दवा है।”? 

मेंने चुटकी ली--““भेया बहुत पौष्टिक ओर ताकत की दवा भी हे।” 
श्राज़ाद ने सन्देह प्रकट किया--“साला मल्हम सा लगता है ।”! 
मेने बताया--“स्वाद भी बहुत अच्छा हे ।?! 

“सच !१??-..- आज़ाद ने पूछा | 


थोड़ा-सा चांट कर देखा ओर बोले--«पसाला दे तो मज़ेदार”?--और 
पूरा डिब्बा खा गये । 


पांडे कहता रहा--“भेया, दवाई है। नुकसान कर जायगी ।” 
“चल ! चल !”--श्राज़ाद ने एक न सुनी । 


अगले दिन सुबरह जब बहुत अधिक दवाई खा जाने का बुरा परिणाम 
सामने आया तो हम दोनों पर बहुत बिगड़े--““घत्त, क्या वाहियात चीज़ 
खिलादी |"'कहते थे ताकतवर है'"*'*** ।” जितना ही हम हंसते उतना ही 
आज़ाद दवाई की निन्दा कर उसे गाली देते जाते | 

गोलमेज़ कान्फ्रेंस की आशाओं से देश के राजनेतिक वातावरण में जो 
प्रभाव पड़ा था उसके कारण हम लोगों को जान पड़ने लगा कि अँग्रेज सरकार 
से लड़ने का काम शायद स्थगित कर देना पड़ेगा । यह भी खयाल आने लगा 
कि उस अवस्था में हमारा भावी जीवन क्या और केसा हो सकेगा १ ऐसी मान- 
सिक अवस्था में आज़ाद कानपुर चुन्नीगंज के मकान में आकर रात में बहुत देर 
तक अपने गत जीवन की बातें सुनाते रहते । कुछ ञ्राज़ाद से सुनी चर्चा और 
कुछ श्राज़ाद के बहुत समीपी साथी भगवानदास माहोर श्रोर फरारी में उन्हें 
प्रायः स्थान देने वाले मास्टर रुद्रनारायण जी से सुनी बातों के आधार पर 
विश्वास हे कि आज़ाद का जन्म स्थान मध्यभारत की झाबुआ तहसील का 
भावरा ग्राम था | उस समय यह गाँव अलीराजपुर रियासत फे श्रन्तगंत था | 
आज़ाद के पिता का नाम परिडत सीताराम तिवारी था ओर माता जगरानी 
देवी थीं। तिवारी जी की आथिक अवस्था अच्छी नहीं थी इसलिये उन्नाव 


६२ [ सिहावलोकन 


जिले में अपने बहनोई शिवनन्दन और रामप्रसाद[मिश्र के यहाँ रइते थे । बहुत 
निस्पृह्ठ ओर निष्ठावान ब्राह्मण थे | स्वभाव काफी तीखा और किसी की बात न 
मानने वाला था | किसी बात से चिढ़कर उन्नाव छोड़ अलीराजपुर चले गये 
थे। वहाँ उन्होंने रियासत के एक बाग की रखवाली का काम ८-१०) मासिक 
पर कर लिया था | उस समय ऐसी ही तनखाहें हुआ करती थीं। श्रन्न-वस्त्र भी 
सस्ता था । 

बचपन में आज़ाद भी बच्चे ही तो थे | खाने-खेलने का शौक भी था ही। 
खाने में उन्हें गुड़ बहुत पसन्द था ओर खेल था, देसी बारूद भर कर खिलोने 
की तोप चलाने का | पर इस खल्न के लिये पेसे काफी न मित्नते थे। एक दिन 
आज़ाद ने बाग को अपना ही समझ, कुछ फल्ल तोड़कर गुड़ श्रोर बारूद 
के लिये बेच लिये । पिता की दृष्टि में यह अन्ञम्य अपराध था। आज़ाद पर 
इतनी मार पड़ी कि मां का कलेजा ददल गया ओर आज़ाद के सवा भिमान ने 
उस घर में रहना ही स्वीकार नहीं किया । पढ़ने की भी इच्छा थी। माँ ने 
बहुत यत्न से बचा कर रखी हुईं अपनी पू"जी, ग्यारह रुपये आजाद को दे 
दी । आज़ाद भाग कर विद्या के केन्द्र काशी में पहुँच गये । वहाँ वे एक छुत्र 
में रहकर लघुकोमुदी ओर अमरकोष रट रहे थे कि कांग्रेस के सविनय कानून 
भंग आन्दोलन ने उन्हें आकषित कर लिया | उस समय उनकी उमर तेरह- 
चौदह वर्ष रही होगी । 

कांग्रेस के सविनय कानून भंग आंदोलन में गिरफ्तार होकर जब वे अदालत 
में पेश किये गये तो उनके हाथ अभी इतने छोटे थे कि बन्द इथकड़ियों में से 
निकल आते थे | आज़ाद हृथकड़ियों से हाथ निकात्न-निकात़्ञ कर पुलिसवालों 
को चिढाने में मजा लेते थे | परिणाम में उनके दोनों हाथों को मिल्ञाकर हृथ- 
कड़ी जड़ दी गयी। अदालत में मजिस्ट ८ ने उनकी अवज्ञा को--“अश्रभी हाथ 
भर का तो है नहीं चला हे आन्दोलन करने | भाग जा ।” आज़ाद ने मेजि- 
स्टेट को फटकार दिया । कानूनन आज़ाद को उस आयु में जेल की सज़ा नहीं 
दी जा सकती थी । इसलिये ब्रिटिश न्याय की रक्षा के लिये तेनात मेजिस्ट ट 
ने उन्हें जेल में ले.जाकर बारह बेत लगाकर छोड़ देने की सजा दे दी | भुक्त- 
भोगी जानते हैं कि यह सज़ा छः मास की जेल को अपेक्षा कह्दीं कड़ी थी | 
मेजिस्ट्रट का विचार था कि इतने दण्ड से छोकड़े को सुबुद्धि आ जायगी । 


अदालत से मिली बारह बेतों को सजा का अ्रभिप्राय कुछ लोग नहीं भी 
समझ सकते हैं | जेसे स्कूल में शरारत करने पर बेत क्षगा दिये जाते थे, वही 


शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद 
की 
माता जगरानी देवी 
भ्रोर 
भावरा में उनकी झोपड़ी 


मा न 


दल की रक्षा के लिये आ्राज़ाद के प्रयत्न ] ६३ 


अभिप्राय अदालत से दी जाने वाली बेतों की सजा का नहीं होता । श्रभि- 
युक्त को जेल में ले जाकर पूरे कपड़े उतार दिये जाते हैं| उसे एक टिकटिकी 
अथ[त्‌ काठ के आड़े खड़े चौखटे के साथ खड़ा कर हाथ-पाँव टिकटिकी से 
बांध दिये जाते हैं | चूतड़ों श्रोर पीठ पर दवाई से भीगा मलमल का एक 
टुकड़ा डाल दिया जाता है । बेत पानी में भीगे पड़े रहते हैं। बंत लगाने का 
काम सधा हुआ श्रभ्यस्त भ॑ंगी करता है। जेलर के गिनती पुकारते जाने पर 
भंगी खूब हाथ फेलाकर, पूरा पेंतरा लेकर बेंत को लद्दरा-लहरा कर श्रभियुक्त 
के शरीर पर भारता है। पहली ही चोट में पीठ ओर चूतड़ों से खून उछल 
आता है | तेरह-चौददद वष के आज़ाद को इस प्रकार बारह बंत लगाये 
गये । आज़ाद हर बेंत की चोट पर बन्देमातरम । और इन्कलाब ज़िन्दाबाद ! 
चिल्लाता रहा । 


आज़ाद बेतों की सजा पाकर जेल से छूटे तो आन्दोलन में ओर भी 
तत्परता से भाग लेने लगे | उसी समय उनका सम्पक काकोरी दल के लोगों 
मनन्‍्मथनाथ गुप्त आदि से हो गया । काकोरी की प्रसिद्ध साइसपूर्ण रेल डकेती 
में तरकारी खजाना लूटने म॑ उन्होंने भाग लिया था। गिरफ्तारियाँ आरम्भ 
होने पर फरार हो गये । लड़कपन में भी वे खूब चुलबुले ओर फुर्तीलि थे । 
इसलिये साथी उन्हें क्रिकसिल्वर (पारा) के उपनाम से पुकारते थे । रामप्रसाद 
ब्रिस्मिल के साथ उन्होने कई राजनेतिक डकेतियों में भाग लिया था | क्रान्ति- 
कारी डकेती में न तो ज्तरियों पर हाथ उठाते थे न उनके शरीर के गहने छीनते 
थे। ऐसे ही भ्रवसर पर एक ठकुराइन अपने एक सन्दूक पर जमकर बैठ गयीं | 
आज़ाद ने उसे कहा--'“अ्रम्मा एक तरफ हट जाओ |” ठकुराइन के बात न 
मानने पर भी आज़ाद ने उस पर न चोट की ओर न धक्का देकर हटाया। 
चतुर ठकुराइन ने इन लोगों को जाते देख आज़ाद की कलाई पकड़ ली। 
आज़ाद भद्गरता के विचार से उससे जोर-जबरदस्ती न कर मंह ताकते खड़े रह 
गये | जब सब साथी बाहिर आ गये बिस्मित्ञ ने आज़ाद को न पाकर भीतर 
जाकर देखा | श्राज़ाद भद्गता के नाते बुड़िया के केदी बने खड़े थे | बिस्मिल 
ने ठकुराइन की कलाई पर जोर से हाथ मार कर उन्हें छुड़ा कर डांटा--'“अ्रच्छे 
गधे बन रहे थे तुम | मरवाओओगे सब को [?” तब कहीं उन्हें मुक्ति मिली | 


बचपन में पढ़ पाने की इच्छा के अतिरिक्त उन्होंने जीवन में कभी कोई 
व्यक्तिगत महत््वाकांज्षा नहीं बनायी । उस समय की अपनी समभझ-बूक ओर 
उस समय की परम्परा में आस्था के कारण पढ़ने का अ्रथ हुआ था संस्कृत । 


६४ [ सिहावलोकन 


जिसका आधुनिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक जीवन में कोई विशेष 
उपयोग दिखाई नहीं दिया था। एक बार राजनेतिक चेतना उत्पन्न हो जाने के 
बाद देश की मुक्ति के लिये विदेशी शासक से लड़ने के अतिरिक्त कोई ओर 
इच्छा भी नहीं थी । उनकी कल्पना में श्रपने जीवन की परिणिती यही थी कि 
किसी न किसी दिन विदेशी सरकार की पुलिस से लड़ते हुए मारे जायेंगे। यह 
भी खयाल नहीं था कि गिरफ्तार ही जायेंगे तो अदालत में अपने बयानों से 
ही लड़ेंगे | बहुत स्पष्ट ओर दृढ़ इरादा था कि लड़ाई में मरना ही है। सदा 
ही कहा करते थे---“गिरफ्तार होकर अदालत में हाथ बांध बंदरिया का नाच 
मुझे नहीं नाचना है । आठ गोली पिस्तौल में हैं और आठ का दूसरा मेगज़ीन 
है | पन्द्रह दुश्मन पर चलाऊँगा ओर सोलहवीं यहाँ ।?” श्रौर वे अपनी पिस्तोल 
की नली अपनी कनपटी पर छुआ देते थे । 


उन दिनों सभी ओर से समभीता हो जाने की बातों का असर उन पर 
भी केसे न होता १ उस रात वे कहने लगे- “कांग्रेस ने अगर समभोता कर 
ही लिया तो में पेशावर से परे सरहद पार निकल जाऊँगा । बज़ीरी ओर अ्रफ़- 
रीदी अँग्रेज़ों से कभी समभझोता नहीं कर सकते | उन्हीं लोगों के साथ अंग्रेज़ों से 
लड़ूंगा।'“““'सोहन, ऐसे समय आदमी को अकेलापन खलता है | तुमने श्रोर 
टुश्य्यां (प्रकाशवती) ने अच्छा किया कि साथो बन गये | जीवन की हर हालत 
का साथ तो ज्त्री-पुरुष में ही जम सकता है । में अब अगर सोच भी तो ऐसी 
त्रोहे कहाँ ! दीदी ( सुशीला ) को ही देखो, क्या मरगिल्ला सा जिस्म है । 
दिमाग ही को लेकर कोई क्या करेगा ? अलबत्ता भाबी हे कुछ, पर वह भी 
नहीं" "-। में तो ऐसी स्नी से शादी करना चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले अंग्रेजों 
से समभोता कर भी लें तो हम सरहद पार चले जाय॑ँ। दोनों के कंधों पर 
राइफलें हों ओर एक-एक बोरी कारतूस | जहाँ घिर जायें, वह राइफल भर- 
भर कर देती जाय और में दन-दनादन चज्ञाता जाऊँ। बस इसी तरह समाप्त 
हो जाये | 


एक समय बल्कि १६२८ तक श्राज़ाद की धारणा थी कि क्रान्तिकारियों 
के लिये बत्रह्मचय का ही मार्ग उचित है | स्त्री का चुम्बक केवल उलझन ओर 
परेशानी का ही कारण होता है | मज़ाक में “त्ली? के लिये पर्यायवाची शब्द 
उन्होंने “चुम्बक' ही बना रखा था । यों एक समय श्राज़ाद संध्कृत को ही 
सम्पूर्ण विद्या समझते थे परन्तु श्रनुभव ओर मानसिक विकास से उनका इृष्टि- 
कोण विस्तृत हो गया था | ऐसे ही ज्ञी के सम्बंध में भी श्राज़ाद की धारणा 


दल्त की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ६४ 


बहुत बदल गयी थी। वीरभद्र से नाराज़गी में प्रायः ही कहते थे--“साला 
जोरू को पर्दे में ऐसे बन्द रखता है जेसे वह इंसान नहीं, चोरी की चीज़ हो ।” 

आज़ाद ने श्रपनी फरारी के काफ़ी दिन भांसी के बहुत योग्य मूर्तिकार 
मास्टर रुद्रनारायण जी के घर बिताये थे | उस घर पर आज़ाद को इतना विश्वास 
था कि उन्होंने एकमात्र फोटो मास्टर साहब के आग्रह पर उनके यहाँ ही 
खिंचवाया था | कारण यह था कि मास्टर साहब आजाद की मूर्ति बनाना चाहते 
थे। मूर्ति वे बना चुके हैं | इस मूर्ति को वे अपनी विशेष निधि समझते हैं । 

आज़ाद प्रायः ही मास्टर साहब से झगड़ते कि वे भाबी को सावेजनिक 
जीवन में काम करने का समय नहीं देते । भांसी में पुलिस की सरगर्मी अधिक 
हो जाने पर संदेश भेजने ओर मंगवाने का काम भी वे प्रायः गुनिया महरी से 
ही लेते थे। गुनिया का यीवन ओर रूप-रंग अच्छा होने के कारण---जेसा कि 
प्रायः होता है लोग उसके सम्बंध में बातें बनाने से भी न चूकते थे। परन्तु 
आज़ाद को गुनिया की ऐसी श्राज्षोचना से कोई मतत्ब न था । वे कद्दते थे--.- 
“---*-* चाहे जो कहें, हम जानते हैं, वह दगाबाज नहीं भरोसे की हे इसलिये 
सच्चरित्र हे”?! सच्चरित्र का अर्थ वे केवल योन सम्बंधों तक ही सीमित नहीं 
मानते थे | निष्ठा, साइस, निर्लोभ आदि का महत्व उनकी दृष्टि में कहीं 
अधिक था | 


वेशम्पायन ने आजाद के नेतिक विचारों पर एक लेख में यह लिखा 
था कि आजाद दल के लोगों का स्त्रियों से सम्पक ओर दल में त्त्रियों का 
सम्मिलित होना दल के लिये हानिकारक समझते थे । वेशम्पायन के अनुसार 
आज़ाद कहते थे--“रस्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवों न जानाति कुतो 


घोर अश्रन्याय हे । आज़ाद में इतनी बुद्धि थी कि वे पुरुषों ओर स्त्रियों के चरित्रों 
को सामाजिक परिस्थितियों का ही परिणाम समभते थे | ज्तरियों ओर पुरुषों के 
चरित्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं | समाज में पुरुष की प्रधानता होने पर स्त्री 
के चरित्र को शिथिलिता पुरुष की उच्छुछुलता का ही परिणाम होगी। स्री 
को यदि पुरुष के साथ कभी धोखा करना पड़ता रहा है तं। ह्ली के ऐसे व्यव- 
द्वार के लिये पुरुष का दमन ही उत्तरदायी था। आज़ाद की यह धारणा कभी 
नहीं थी कि त्लियो को सदा दमन ओर संदेह की केद में रखा जाये | पुरुष 
यदि ब्वियों के प्रति आाकषित होकर असंयम का व्यवह्यार करते हैं तो उसके लिये 
ज्रियों को उनके स्वाभाविक सामाजिक, राजनेतिक ओर आर्थिक अधिकारों 


६६ [ सिंहावलोकन 


से वंचित कर दिया जाये, यह श्राज़ाद नहीं कह्ट सकते थे । आज़ाद इतना भी 
समभते थे कि यदि स्री का आकपण दल के किसी साथी को पथ-श्रष्ट कर 
सकता है तो स्वभाव की कायरता, मृत्यु का भय, घन का लोभ ओर व्यक्तिगत 
महत्त्वाकांच्षा या ईर्षा उससे कहीं अधिक नीचा गिरा दे सकती है। स्त्री की 
दृष्टि में आदर पाने की इच्छा पुरुष को साहस भी दे सकती है | पुरुष यदि 
पथग्रष्ट होता है तो इसका दण्ड स्त्री को नहीं देना चाहिये। 

वेशम्पायन ने “नया समाज” के अपने लेख में आज़ाद के जीवन की एक 
घटना को अतिशयोक्कि से चित्रित कर बताया है कि आज़ाद इस श्रनुभव के 
कारण स्त्रियों को अविश्वास के योग्य समझते थे। यह तो हुईं एक घटना 
परन्तु आज़ाद ने अपने जीवन में कायर, लम्पट ओर विश्वासघाती त्त्रियाँ तो 
एक दो ही देखी होंगी पुरुष कई देखे थे । ऐसी अवस्था में वे पुरुषों को ही 
दल के काय के योग्य केसे मान सकते थे | बम्बई लेमिंगटन रोड की घटना 
में दुर्गा भाबी ने संकेत पाते ही मरी भीड़ में सरे बाजार गोली चल्ना दी । 
परन्तु उस घटना की योजना के लिये जिम्मेवार परुषों की निष्ठा या साहस 
की कमी से बात कुछ भी नहीं बनी अथवा स्वयं वेशम्पायन के कानपुर में 
रिवाल्वर जेब में होते हुए भी, गिरफ्तारी के समय कुछ न कर सकने से आज़ाद 
किस परिणाम पर पहुँचे होगे १ 

आज़ाद की विद्वता ओर विचारधारा के सम्बंध में भी बहुत विवाद चला 
है | असल बात तो यह है कि आज़ाद “हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र संघ? 
के सेद्धान्तिक नेता नहीं, सेनिक नेता थे | स्कूल-कालिज की शिक्षा का अवसर 
उन्हें मिल्ला ही नहीं था। पुस्तक पढ़ने की अपेज्ञा दूसरों से सुनकर ही बात 
समझ सकते थे परन्तु ग्राह्मशक्ति ओर बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण थी | बुद्धि तीक्ष्ण 
होने के साथ ही स्वभाव की सरलता थी | इसलिये जब तक पहले से कारण न 
हो, आदमी को पहचानने में ग़लती भी कर जाते थे। प्रवृत्ति सेनिक होने 
का मतलब यह नहीं कि यह भी न समभते हों कि अपना जीवन किस बात के 
लिये बलिदान कर रहे थे | कोई भी क्रान्तिकारी प्रयत्न सेद्धान्तिक सूत्र के 
बिना चल ही नहीं सकता । हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र संघ का सेद्धा- 
न्तिक सूत्र 'समाजवादी' ओर “प्रजातन्त्र! शब्दों से स्पष्ट हो जाता है | आज़ाद 
दल के इस सेद्धान्तिक लक्ष्य से खूब परिचित थे, इतने कि इसके लिये बलि- 
दान हो जाने में उन्हें संतोष था | हिसप्रस ने १६३० जनवरी में अपने राज- 
नेतिक सिद्धान्त की घोषणा “बम्ब का दर्शन! (?9050909 ० (४७ 8070) 


दल को रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ६७ 


नामक पत्र में की थी | आज़ाद ने बहुत ध्यान से इस पत्र के एक-एक शब्द 
को श्रधमंदी आ्रांखों और दांतों से मंछें खोंटते हुए. सुनकर बहुत संतोष से इस 
पर हस्ताक्षर किये थे। इस पत्र में हमने अपना मत साम्प्रदायिक, रूढ़िवांद 
की कड़ियों को तोढ़कर श्रेणीहीन समाज में श्रम करने वालों के प्रजातंत्र शासन 
के रूप में प्रकट किया था| यही आज़ाद का राजनैतिक सिद्धान्त था। आज़ाद 
समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार करते थे | इसका अर्थ यह नहीं कि वे समाजवाद 
के मूल विचार इन्द्वात्मक भोतिकवाद की व्याख्या कर सकते थे अ्रथवा विचारों 
के पार्थिव आ्राधारो की समीक्षा कर सकते थे | इतना तो उस समय हम मे से 
कोई भी नहीं कर सकता था परन्तु यह हम सभी जानते थे कि हमारा लक्ष्य 
अपने देश के लिये ऐसी स्वतन्त्रता हे जिसमे देश के सभी व्यक्तियों को जीविका 
उपाजन और जीवन के विकास का समान अवसर हो ओर सभी ज्ली-पुरुष न 
केवल अपने श्रम का पूरा फल पा सक॑ बल्कि देश के सब लोग अपनी क्षमता 
के अनुसार परिश्रम करके अपनी श्रावश्यकताओं को पूरा कर सकने का 
अवसर पाये । 

सेद्धान्तिक रूप से वे हम अन्य सब लोगों की ही भांति निरीश्वरवादी थे 
अर्थात्‌ यह नहीं मानते थे कि व्यक्ति ओर समाज के जीवन का आधार ईश्व- 
रीय निर्देश ओर न्याय हे । हमारे दल की सेद्धान्तिक दिशा क्‍या थी, इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण १६३५-३७ म॑ अन्दमान की जेल म॑ मित्र गया । उस समय 
वहाँ हमारे दल के बहुत से साथी विजयकुमार, शिववर्मा, जयदेव 
कपूर, महाबीर, धन्वन्तरी इत्यादि जमा थे। उनके साथ ही बंगाल के अनु- 
शीलन ओर युगान्तर दलों के भी लोग मोजूद थे। जेल में उन्हें अध्ययन और 
विचार का पर्याप्त अवसर था | उस समय उन लोगों ने सम्मिलित रूप से 
अपने आपको माब्सवादी घोषित कर भारती कम्युनिस्ट पार्टी के कायक्रम को 
अपना लिया | आजाद ओर भगतसिंह यदि श्राज जिन्दा होते तो न तो उनके 
लिये विधान सभा में कांग्रेसी दल् में स्थान होता ओर न ही वे ,किसी पंजीपति 
संस्था की संरक्षकता म॑ स्थान स्वीकार कर सकते थे। 


१६३१ के शुरू को बात कह रहा था-- “एक दिन आजाद गोलमेज 
कान्फ्रेंस द्वारा समभोते की आशाओ्रों ओर आश॑काओं के सम्बंध में पंडित 
जवाहरलाल नेहरू से बात करने श्रानन्द भवन गये । कुछ ही दिन पूब पंडित 
मोतीलाल जी का देद्दान्त ही। चुका था । आजाद एक बार मोतीलाल जी से 
भी मिल चुके थे | पंडित मोतील्ञाल जी से मित्लने का प्रयोजन सेद्धान्तिक, 


ध्थ सिंहावलोकन 


राजनेतिक बातचीत नहीं था | मोतीलाल जी बहुत जिन्दादिल आदमी थे। स्वय॑ 
कांग्रेस के कार्यक्रम को अपनाकर भी क्रान्तिकारियों की सहायता करना वे नेति- 
कता के विरुद्ध नहीं समझते थे। काकोरी पड़यन्त्र के मुकदमे मे अभियुक्रों 
को कानूनी सहायता पहुँचाने के लिये उन्होंने बहुत कुछ किया था | हो सकता 
है आजाद की बात सुनकर स्वयं पंडित जी ने ही उन्हें मिलने के लिये बुला 
लिया हो । 


हम लोगों को देख पाने की उत्सुकता लोगों में रहा ही करती थी । मुझे 
याद है आज़ाद की मृत्यु के कुछु ही दिन बाद इलाहाबाद में शिवमूर्तिसिंह 
जी ने मुझसे अनुरोध किया कि में जानस्टनगंज के एक मकान में इतने बजे 
कुछ मिनिट के लिये आ जाऊँ। बुलाने का कारण उन्होंने कोई बताया 
नहीं पर उन पर विश्वास था इसलिये में चला गया । शिवमूर्तिसिह जी दो 
व्यक्तियों के साथ आये । दोनों ने दूर से ही प्रणाम किया ओर चले गये | 
मुझे इससे बहुत उन्नकन सी अनुभव हुई । बाद मे शिवमूर्तिसिंह जी से पूछा 
तो उन्होंने बताया कि अमुक राजा साहब केवल दशन करना चाहते थे । परन्तु 
पंडित मोतीलाल जी ने ऐसा निरथक व्यवद्वार नहीं किया | आज़ाद को बुला- 
कर खाना खिलाया था ओर बातचीत भी की । उस मुलाकात के समय पंडित 
जवाहरलाल जी की छोटी बहिन कृष्णा भी थीं। आजाद कृष्णा के उदू 
उच्चारण को नकल करके भी सुनाया करते थे | पं ० नेहरू ने आजाद से मुला- 
कात के विषय में अपनी आत्मकथा में स्वयं भी जिक्र किया है कि आजाद: -- 
““*“मुभसे मिलने के लिये इसलिए तेयार हुआ था कि हमारे जेल से छूट 
जाने से आमतोर पर आशाए बंधने लगी थीं कि सरकार और कांग्रेस में कुछ न 
कुछ समभोता होने वाला है | वह जानना चाहता था कि अगर कोई समभौता 
हो तो उसके दलत्न के लोगों को भी कोई शान्ति मिलेगी या नहीं १ क्या उनके 
साथ तब भी विद्रोहियों का सा बरताव किया जायगा ! जगह-जगह उनका 
पीछा उसी तरह किया जायगा ।*'उनके सिरों के लिये इनाम घोषित होते 
ही रहेगे ! ओर फांसी का तख्ता हमेशा लटकता ही रहेगा, या उनके लिये 
शांति के साथ काम-धंघे में क्षण जाने की भी कोई सम्भावना होगी ! उसने 
कहा कि खुद मेरा तथा मेरे दूसरे साथियों का यह विश्वास हो चुका है कि 
आतंकवादी तरीके बिलकुल बेकार हैं, उससे कोई लाभ नहीं है | हां, वह यह 
मानने के लिये तेयार नहीं था कि शांतिमय साधनों से ही हिन्दुस्तान को श्राज़ादी 
मिल जायगी । उसने कहा, आगे कभी सशस्त्र लड़ाई का मोका भरा सकता है 


दल को रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ६६ 


मगर यह आतंकवाद न होगा ।??& इसी प्रसंग में पंडित जी थ्रागे लिखते हैं -- 
“मुझे आज़ाद से यह सुनकर खुशी हुईं थी ओर बाद में उसका सुबूत भी मिल 
गया कि आतंकवाद पर से उन लोगों का विश्वास हट गया है । * अवश्य 
ही इसके यह माने नहीं हैं कि पुराने आतंकवादी ओर उनके नये साथी 
अहिंसा के हामी बन गये हैं या ब्रिटिश सरकार के भक्त बन गये हैं | हां अब 
वे आतंकवादी भाषा में नहीं सोचते | मुके तो ऐसा मालूम होता है उनमें 
से बहुतों को मनोद्गत्ति निश्चित रूप से फ़ासित्ट बन गयी थी [??% 


नेहरू जी की “मेरी कहानी? से इस उद्धरण की चर्चा करते समय यह 
याद रखना अरूरी है कि पुस्तक ब्रियिश शासनकाल में लिखी गयी थी | सब 
बातें वे स्पष्ट लिख भी नहीं सकते थे | यह पुस्तक पडित जी ने सम्मभवतः १६३४ 
या ३६ में लिखी होगी । श्राज़ाद उस समय शहीद हो चुके थे | नेहरू जी ने 
इसी के कुछ दिन बाद हुई उनकी ओर मेरी मुलाकात की बात नहीं लिखी | 
याद न रहने की कोई सम्भावना नहीं थी क्योंकि १६३८ में मेरी उनसे भुवाली 
में भेंट हुईं तब उन्हें वह बात याद थी | मुझे याद है यह पुस्तक पहली बार 
अंग्रेज़ी में १६३७ में मेंने नेनी जेल में पढ़ी थी, तब भी बात मुझे खटकी 
थी | खास कर नेहरू जी का हम लोगों को मनोचृत्ति को फासिस्ट बताना। 


आज़ाद ने नेहरू जी से मुलाकात के बाद जब इस घटना की बात हम 
लोगों को कटरे के मकान में सुनाई तो उनके भी होंठ खिन्नता से फड़फड़ा 
रहे थे ओर उन्होंने कहा था--“सातल्ा हमें फासिस्ट कहता है"****-*** १) 
आज़ाद का अ्रभिप्राय गाली देने का नहीं था। बचपन की संगति के प्रभाव से 
कुछ शब्द उनकी जबान पर तकिया कलाम के रूप में चढ़ गये थे | गम्मीरता 
में या क्रोध में गाली कभी नहीं देते थे। यों बातचीत में अरसावधानी से गालियां 
मुंह से झड़ ही जाती थीं अ्रस्त | मेरा विचार है कि आज़ाद ने यह नहीं 
कहा होगा कि मेरा तथा मेरे साथियों का विश्वास हो चुका है कि आतंक- 
वबादी तरीके बिलकुल बेकार हैं बल्कि यह कहा होगा--“इम आतंकवादी 
नहीं हैं, हम सशख्र क्रांति की चेष्टा कर रहे हैं।?” यह बात पंडित जी की अगली 
पंक्तियों से भी स्पष्ट हो जाती है--“वह यह मानने के लिये तेयार नहीं था 
कि शांतिमय साधनों से ही हिन्दुस्तान को श्राज़ादी मिल जायगी | उसने 
कहां, आगे कभी सशल््र लड़ाई का मोका आ सकता है ।” पंडित जी ने आज़ाद 


* 'मेरी कहानी” पं० जवाइरत्ञाल नेहरू, आठवां हिन्दी संस्करण, प्रष्ठ २६६ 


७० [ सिहावलोकन 


की बातों में फासिज़्म की गंध केसे पायी, यह समझा नहीं जा सकता। फासिज््म 
तो शासन की दमन पर आश्रित पद्धति है। हम लोग तो शासन करने का स्वप्न 
नहीं देख रहे थे | बल्कि ब्रिटिश शासन के दमन या फासिज़्म का विरोध कर 
रहे थे | 

हि०स०प्र०स० अपना राजनैतिक ओर शासन सम्बंधी लक्ष्य अपने 
घोषणापत्र “फिल्लासफ़ी आफ़ दी बम्ब” द्वारा जनवरी १६३० में स्पष्ट कर 
चुका था----“क्रान्तिकारियो का विश्वास है कि देश की जनता की मुक्ति केवल 
क्रान्ति द्वारा ही सम्मव है | क्रान्ति से हमारा अ्रभिप्राय केवल्ल जनता ओर 
विदेशी सरकार में सशस्त्र संघ+ ही नहीं है | हमारी क्रान्ति का लक्ष्य एक नवीन 
न्‍्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है | इस क्रान्ति का उद्देश्य विदेशी पूंजीवाद को 
समाप्त करके श्रेणीहीन समाज की स्थापना करना श्रोर विदेशी श्रोर देशी शोषण 
से जनता को मुक्त करके श्रात्मनिणय द्वारा जीवन का अवसर देना है। इसका 
उपाय शोषको के हाथ से शासन शक्ति लेकर मज़दूर श्रेणी के शासन की स्था- 
पना ही है |”? यह थे आज़ाद के विचार जिन्हें पं ०नेहरू ने फासिस्ट प्रवृत्ति समक 
लिया । आज़ाद अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते थे शायद इसीलिये नेहरू जी 
उनकी बात समझ नहीं पाये। आज़ाद ने नेहरू जी से बातचीत में विशेष 
अनुरोध यह किया था कि गाधी ज़ी सरकार से समभोौते की शर्तो* में लाहीर 
पढ़यन्त्र केस के लोगों, भगतर्सिह आदि की रिह्दाई की बात को भी रखें । यह 
माँग केवल आज़ाद की नही थी बल्कि जनता की थी। नेहरू जी ने स्पष्ट 
इन्कार कर दिया था कि गांधी जी ऐसी शत नहीं रखेंगे । 


यहाँ यह चर्चा भी अप्रासंगिक नहीं होगी कि ल्लाहौर कांग्रेस में जब 
गांधी जी ने वायसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट करने वाले लोगों को कायर 
औझोर उनके काय को जघन्य कहकर उनकी निन्दा का प्रस्ताव पेश किया था 
तो उस प्रस्ताव का पास हो सकना ही असम्भव जान पड़ रहा था। ऐसी 
अवध्था में गांधी जी ने धमकी दो थी कि यदि यह प्रस्ताव पास नहीं होगा 
तो वे कांग्रेस को छोड़ दंगे | ऐसे ढंग को जनवादी नहीं कहा जा सकेगा | 
नेहरू जी ने गांधी जी के उस संकट के समय उनका द्वी साथ दिया था। नेहरू 
जी अपनी भावना जनवादी होते हुए भी सदा ही गांधी जी के संगठित दल 
का ही साथ देते रहे हैं | मुसोलिनी ने “फासिस्ती? शब्द “दल या संगठन के 
शासन? के अभिप्राय से ही बनाया था | शब्द की मूल भावना ओर अ्रभिप्राय 
से गांधी जी श्रोर नेहरू जी ही फासिज़्म के सहधमीं रहे हैं । 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ७१ 


आज़ाद को इस बात का बहुत कलख था कि नेहरू जी ने उन्हें फासिस्ट 
कहा । उन्होंने कह --“सोहन, एक दिन तुम जाकर पंडित नेहरू से मिल्तो 0” 
मैंने प्रायः फरवरी के दूसरे-तीसरे ससाह में शिवमूर्तिसिंह जी से कह कर नेहरू 
जी से समय निश्चित किया ओर तंध्या समय आनन्द भवन गया | पंडित जी 
समाचार पाकर बाहर आ गये | हम दोनों दीवार के साथ लगे नींबू के दक्तों 
की बाढ़ के साथ-साथ टहलते हुए, बात करने लगे | पंडित नेहरू ने आतंकवाद 
को व्यर्थ बताया | मेंने यही कहां कि हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। हम 
व्यापक सशत्र क्रान्ति का प्रयत्न कर रहे हैं | हमारा प्रयत्न भी देश की मुक्ति 
के लिये संघ का ही भाग है | हम सरकार के दमन से लोहा लेकर उसे बताना 
चाहते हैं कि तुम्हारी शब्तज-शक्ति से भी हम भयभीत नहीं हैं | हमारा दृष्टिकोण 
समाजवादी है आतंकवादी नहीं । इसी प्रसंग में मेंने अनुभव प्राप्त करने के 
लिये रूस जानें की इच्छा का जिक्र किया और उन से श्रार्थिक सहायता का 
अनुरोध भी किया । 


पंडित जी ने मुझे बताया कि मोतीलाल जी की मृत्यु के बाद से वे श्रपनी 
आर्थिक स्थिति के बारे में स्वयं ही चिन्तित हैं। सोच रहे हैं कि अपने बहुत 
फेले हुए खर्च को कम कर दें या आमदनी के लिये वकालत शुरू कर दें । 
आध्धिक सहायता देना उनके बस की बात नहीं । मेंने कहा--“ऐसे मामलों 
में किसी एक व्यक्ति को जेब पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता । राष्ट्रीय 
काम तो सामूहिक सहायता से चलते हैं। आपका प्रभाव इस में सहायक दो 
सकता है।” 

कुछ सोच कर नेहरू जी ने कहा--“आतंकवादी काम के लिये तो में कुछ 
भी सहायता नहीं करू गा । हां, रूस जाने वाली बात के लिये में सोचूंगा ॥?! 
व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे (वायसराय की ट्रन के नीचे बम-विस्फोट का 
मुकदमा मेरे विरुद्ध होने के कारण ) रूस या विदेश चले जाने की ही राय 
दी । उन्होंने पूछा कि इसके लिये कितना रुपया चाहिये । मैंने अनुमान से ५-६ 
हजार को रकम बता दी । नेहरू जी ने कद्टा--““इतना तो बहुत है पर जो कुछ 
हो सकेगा करू'गा और शिवमूर्तिसिह की मार्फत उत्तर दू'गा ।?? 


ल्ोट कर मेंने बातचीत का ब्योरा आज़ाद को बताया तो उन्हें काफ़ौ 
संतोष हुआ । उस रात यह तय हो गया कि पहले में और सुरेन्द्र पांडे चौधरी 
रामघनतिह द्वारा सीमान्त पर तेयार किये सूत्र से रूस चल दें | यदि कांग्रेस 
और सरकार के सममभ्पेते का रूप ऐसा हुआ कि उस में हमारे साथियों का 


७२ [ सिद्दावलोकन 


रहना असम्मव हो जाये ओर गांधी जी के कारण हमारे सशत्र श्रान्दोलन 
को भी काफ़ी समय के लिये स्थगित करना आवश्यक हुश्रा तो आज़ाद भी 
प्रकाशवती या दूसरे रूस जाना चाहने वाले साथियों सहित उसी मार्ग से आ 
जाय॑गे | प्रकाशवती से आ्राज़ाद इस विषय में कानपुर में पहले ही बात कर 
चुके थे । 


लगभग तीसरे दिन शिवमूर्तिसिंह जी ने मुझे पन्‍्द्रह सो रुपये देकर कहा 
कि शेष के लिये नेहरू जी प्रबन्ध कर रहे हैं| कटरे के मकान में लौट कर 
यह रुपया मेंने आज़ाद को सॉंप देना चाहा। उन्होंने कहय--““नहीं तुम्हीं 
रखो ।”? इस विचार से कि किसी दुघंटना से सभी रुपया एक साथ न चला 
जाये, पॉच सो मैंने उनकी जेब में डाल ही दिये | उस रात प्रायः रूत जाने 
के सम्बंध में ही बातें होती रहीं | 


हमने सोचा, बीहढ़ इलाकों में से जाते समय सो तरह की बीमारी-शीमारी 
की मुसीबत आ सकती है । कुछ श्रावश्यक दवाइयां लेते चलें | पंजाब में सर्दी 
ज्यादा होगी | चोक से दो स्वेटर भी खरीद ले | 


आज़ाद ने कहा--“मुझे एलफ्रेड पार्क में किसी से मिलना दे। साथ 
ही चलते हैं | तुम लोग आगे निकल जाना ।? 


हम तीनों एल्लफ्रड पाक के सामने से साइकलों पर जा रहे थे | एक साइ- 
कत्त पर सुखदेवराज पाक में जाता हुआ दिखाई दिया। में समक गया कि 
भैया को राज से मिलना है | हम दोनों से वे प्रायः अ्रक्नग-अल्लग ही मिलते 
थे | भेया पाक में चले गये ओर पांडे और में सीधे चौक की ओर । 


चोक में हम लोगों ने आवश्यक दवाइयाँ ले लीं। एक दुकान से हम 
लोगों ने दो स्वेटर खरीदे ही थे कि लोगों को चिल्लाते हुए सुना--“कम्पनी 
बाग ( एलफ्रेड पाक ) में पुलिस के साथ किसी की जबरदस्त गोली चल 
रही है |? 


पांडे ने उन लोगों को सम्बोधन कर घबराहट से पूछा--“क्या हुआ १“ 
किससे गोली चली १? 


एलफ्रेड पार्क में गोली चल जाने की बात सुनकर मेरा भी मन कांप उठा। 
परन्तु पांडे का हाथ दबा कर मेंने कहा --“१)07( ७6 ८5००० ! (उत्तेजित 
मत हो |) हम लोग समझ गये कि एलफ्रेड पाक में पुलिस की गोली किससे 


दल की रक्चा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ७३ 


चली हं।गी | पांडे को तो मेंने उत्तेजित न होने के लिये कहा पर मैं स्वयं ही 
खलबला उठा। अपनी साइकल घुमाते हुए मेंने पांडे से कद्दा--'में बहीं जा 
रहा हूँ ।” 


“जरा सुनो [”?--पंडे मरी साइकल का हैंडल थाम कर बोला---“खबर 
यहाँ तक पहुँचने तक तो सब कुछ हो चुका होगा | ठुम भी समझ से काम 
लो । वहाँ जाकर क्‍या करोगे १-****- अब वहाँ जाकर अपने आप को पुलिस 
के हाथों सोंप देना ही होगा ।” 


बात पांडे की ठीक थी परन्तु ऐसे जान पढ़ा कि अंपेरा.सा छा गया हो । 
फिर भी हम लोग रह नहीं सके और कुछ चक्कर देकर उस ओर गये ही । 
पुलिस लोगों को पाक के भीतर जाने से रोक रही थी। पाक के गिद सड़कों 
पर काफी भीड़ जमा थी। भीड़ के लोगों की बातों से निश्चय हो गया कि 
गोली क्रान्तिकारियों ओर पुलिस में चली थी | क्रान्तिकारी दो थे ओर पुलिस 
के साठ-सत्तर सिपाही | क्रान्तिकारी एक पेड़ के नोचे बेठे बात कर रहे थे। 
पुलिस ने उन्हें सब ओर से घेरकर ललकारा । दोनों ओर गोली चलने लगी | 


उस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल हॉलिस था | हॉलिस 
ने अंग्रेज़ी पत्रिका 'ध८ा॥ 079” के अक्तूबर १६५४ के अंक में भारत में 
अपनी नोकरी के संस्मरणों के प्रसंग में “आ्राज़ाद ओर पुलिस” इस लड़ाई का 
जिक्र किया है कि आज़ाद की पहली गांत्ली अंग्रेज पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट 
नाटबावर की बांह में लगी । पुत्रिस के सिपाही बाढ़ की भााड़ियों के पीछे छिप 
कर आज़ाद और उनके साथी पर गोलियां चलाने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर 
विशेश्वरसिंह निशाना लेने के लिये झाड़ी के ऊपर से भ्रांक रहा था । उस समय 
तक श्राज़ाद के शरीर में दो-तीन गालियां धंस जाने से खून बह रहा था । 
ऐसी द्वालत में भी आज़ाद ने इंस्पेक्टर के क्ांकते हुए, चेहरे का निशाना 
लेकर जो गोज्ली चलायी उससे विशेश्वरसिह का जबड़ा टूट गया । हॉलिस ने 
अपने संस्मरण में आज़ाद के इस निशाने की प्रशंसा करते हुए लिखा है --“यह 
आज़ाद का अन्तिम परन्तु बहुत प्रशंसा के योग्य निशाना था |?! 


हाँलिस ने तो यही लिखा दे कि श्राज़ाद पुलिस की गोलियों से मारे गये 
परन्तु लड़ाई के समय मोजूद लोगों का कह्दना है कि दोनों क्रान्तिका रियों में से 
एक जख्मी होकर लड़ता रहा | दूसरा भाग गया । लड़ने वाले ने आखिरी 
गोली अ्रपनी कनपटी पर मार ली । उसके गिर पड़ने पर भी पुलिस ने तुरन्त 


७४ [ सिहावलोकन 


उसके समीप आने का साहस न किया । कई गोलियाँ उसके शरीर में मार कर 
निश्चय कर लिया कि वह निष्प्राण हो चुका है। पुलिस शरीर को लारी में 
उठा कर ले गयी | सरकार की ओर से इस विषय में छुपी सूचना मे यह भी 
कहा गया था कि आज़ाद की जेब ग्रे पाँच सो रुपये के नोट पाये गये थे | यद्द 
रुपया प॑० नेहरू से मिले डेढ़ हजार में से ही था | 


इलाहाबाद के राष्ट्रीय भावना रखने वाले श्रोर कांग्रेसी लोग आज़ाद का 
ग्रंतिम संस्कार उचित ढँग से करना चाहते थे | नेहरू जी की पत्नी स्वर्गीय 
कमला नेहरू ओर बाबू पुरुषोत्तमदास जी टंडन ने भी अंतिम संस्कार के लिये 
आ्राज़ाद का शरीर पुलिम से पाने का बहुत यत्ञ किया । पुलिस उनका शरीर 
देने में आनाकानी कर रहीं थी । अंत में एक व्यक्ति को आज़ाद के भाई 
के रूप में उनके शव की माँग करने के लिये पेश किया गया | आज़ाद का 
शरीर मित्ने पर पाया गया कि उनकी दायीं कनपटी पर गोली का घाव था 
ओर घाव के चारों ओर के बाल जले हुए थे । यह इस बात का प्रमाण या 
कि कनपटी का घाव पिस्तोल कनपटी पर रख कर गोली चलाने से हुआ था | 
गोली दूर से आकर लगने पर कनपटी पर बाल्लों के जलने का कोई कारण न 
होता | संस्कार गंगा तट पर किया गया। जुलूस न निकराले जाने की खास ताकीद 
थी फिर भी बढ़ी संख्या में लोग एकत्र हो गये ओर चिता की भस्म की चुटकी- 
चुटकी श्रद्धा से उठा ले गये | 


अगले ही दिन से बहुत से लोग राष्ट्रीय बीर की स्मृति में, एलफ्रेंड पाक 
के उस पेड़ की पूजा करने लगे | पेड़ के तने में काफ़ी छरें और गोलियाँ ध॑स 
गयी थीं | श्रद्धालु लोगों ने पेड़ के तने पर सिंदूर पोत दिया | लोग वहाँ धूप- 
दीप जला कर फूल चढ़ाने लगे। ब्रिटिश सरकार को यह बात अ्रसह्मय थी। कुछ 
दिन बाद वहाँ पूजा करने वालों की भीड़ अधिक हो जाने से सरकार ने वह पेड़ 
कटवा दिया | परन्तु जनता तभी से एलफ्रेड पाक को ञ्राज़ाद पाक कहने लगी 
थी और अब तो पाक का यही सर्वमान्य नाम हो गया है। कई दूसरे नगरों 
में भी लोगों ने अपने चोकों या पा्को' के नाम आज़ाद चोक, श्राज़ाद पाक 
रख लिये हैं | लाहोर कांग्रेत मे क्रान्तिकारियों के कामों की निन्‍दा का प्रस्ताव 
पास करवाने वाले नेताओं के लिये, यदि वह प्रस्ताव उन लोगों ने ब्रिटिश 
सरकार को खुश करने के लिये नहीं बल्कि वास्तविक निष्ठा से पास किया था 
तो जनता की यह भावना असह्य ही रही होगी। 


रा १ 
है 
है ' ५ 


७४४५४ 


चन्द्रशेखर आ्राज़ाद की शहादत के बाद पुलिस द्वारा लिया हुआ चित्र 


दल की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ७४, 


एलफ्रेड पाक से भाग जाने वाला साथी सुखदेवराज था। मुझे और दूसरे 
साथियों को भी सुखदेव का यद्ट काम बहुत ही निन्दनीय लगा । राज के लिये 
भांग आना सम्भव इसलिये हो सका कि आज़ाद लड़ते रहे श्रोर पुलिस का 
ध्यान उनकी ओर ही केन्द्रित रहा | पुलिस का ध्यान आज़ाद को ओर चाहे 
जितना भी केन्द्रित रहा हो यह बात भी विध््मय को दे कि भागते हुए 
सुखदेवराज पर किसी भी पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई । 


इस घटना के बारे में १६३८ में सुखदेवराज से बातचीत हुई | एलफ्रेड 
पाक की चर्चा चलने पर उसने बताया कि श्राज़ाद ने ही उससे कह दिया 
था--“में तो लड़ंगा तुम बचने की कोशिश करो ।? इसलिये वह भाग आया। 
आज़ाद ने ऐसा जरूर कहा होगा, यह ठीक है पर “साथी? का भी कुछ कतंव्य 
होता हे | उसी वर्ष मई में सुखदेवराज लाहोर में गिरफ्तार हो गया | उसकी 
गिरफ्तारी के समय भी ऐसी ही घटना हुईं | वह साथी जगदीश के साथ 
शालिमार बाग में पहचान लिया गया | पुलिस से घिर जाने पर जगदीश 
लड़ता-लड़ता शहीद हो गया | सुख देवराज ने भाग जाने की कोशिश की परन्तु 
रास्ता न पा, हथियार डाल कर गिरफ्तार हो गया। सुखदेवराज को भी 
दूसरे लाहोर षड़यंत्र के साथियों के साथ रखा गया | साथियों को उसके प्रति 
इतनी विरक्ति थी कि आपस में कभी निभ न सकी। सुखदेवराज दरखास्त 
देकर जेल में अलग रहने जग | 


दूसरी बात जो सुखदेवराज ने बतायी उसका महत्त्व है। यह समस्या 
अभी तक इल नहीं हं। पाई कि आज़ाद के एलफ्रेंड पाक में होने के विषय 
में पुल्तित को खबर किसने दी १ सुखदेवराज ने बताया कि जिस समय वह 
श्रौर श्राज़ाद पार्क में पेड़ के नीचे बेठे ही थे, आज़ाद ने पाक के बाहर की 
सड़क की ओर संकेत कर कहा था--“जान पड़ता है, वीरमद्र तिवारी जा रहा 
है। उसने हम लोगों को देखा तो नहीं !” सुखदेवराज ने यह बात दूसरे 
छोगों को भी कही होगी । प्राय; ही श्राज़ाद का पता पुल्तिस को देने का सन्देश 
वीरभद्र पर किया गया है। इस विश्वास के कारण कानपुर के रमेशचन्द्र गुप्त 
ने उरई जाकर वीरभद्र पर गोली चल्नायी ओर साथ वर्ष जेल भी काटी | अन्य 
अवसरों पर भी वीरभद्र को विश्वासघात का दण्ड देने की कोशिश की गयी | 

सुखदेवराज की बात के सम्बंध में यह ध्यान रखना उचित होगा कि 
आज़ाद ने वीरभद्र के सम्बंध में श्रनुमान ही प्रकट किया था, निश्चय से नहों 
कहा था | यदि निश्चय होता तो वे उसी समय पाक से कहीं ओर चले गये 


७६ [ सिहावलोकन 


होते | पार्क में जिस स्थान पर अआज़ाद थे वहाँ से मेयो कातलिज के साथ जाने 
वाली सड़क दो-अढाई सो कदम दूर थी । इतने अन्तर से निश्चय से पहचान 
लेना कुछ कठिन ही था | सुरेन्द्र पांडे इस विपय में वास्तविक बात का पता 
लगा सकने का अब तक बहुत यत्न करते रहे हैं । कांग्रेती सरकार कायम हो 
जाने के बाद वे एक बार इस सम्बंध में रायबहादुर पं० शम्भुनाथ से, जो 
कांग्रेसी शासन में पुलिस विभाग में काफ़ी श्रच्छे पद पर पहुँच गये थे, भी मिले। 
बात की कि पुरानी घटनाओं से अब कुछ लेना-देना नहीं है। इतिहास की 
सच्चाई की दृष्टि से यदि आज़ाद के विषय में पुलिस को समाचार मिलने का 
रहस्य पता लग सके तो क्या हज है १ रायबहादुर साहब ने बात टात्न दी । पाडे 
इस सम्बंध में ठाकुर विशेश्वरसिंह की मृत्यु के बाद उनकी बृद्धा माता से भी 
मिले | बुढ़िया ने बताया कि एक नवयुवक जरा मंभज्ञा-सा कद, घुंघराले केशों 
श्रौर गोरे रंग का आकर इंस्पेक्टर साहब से चुपके-चुपके बात किया करता था | 
इंस्पेक्टर साहब इस युवक की शबंत, मिठाई से काफ़ी खातिर करते थे ओर 
पीठ पीछे उसे घृणा से गाली भी दिया करते थे | इलाहाबाद में जिस दिन 
इंस्पेक्टर विशेश्वरसिंह का जबड़ा आज़ाद से लड़ाई में टूआ, उस दिन भी वह 
युवक सुबह ही खबर देने आया था | इंस्पेक्टर उससे खबर पाकर बाहर जाते 
समय, उसे अपने ही मकान की एक कोठरी में बाहर से सांकल लगाकर, बंद 
कर गया था कि यदि 'साले” की बात भूठ निकली तो इसकी मरम्मत करूँगा 
पर लोटे तो स्वयं उनकी ही मरम्मत हो चुकी थी।। बुढ़िया के बताये नत्रयुत्रक 
के हुलिए, से वीरभद्र के चेहरे-मोइरे ओर कद-कामत का कोई साहश्य नहीं है । 

इस सम्बन्ध में हॉलिस ने जो लिखा है वह भी विश्वास योग्य नहीं जान 
पढ़ता । हॉलिस ने लिखा है कि विशेश्वरसिंह सुबह सेर के लिये एलफ्रेड पाक 
में गया था | वहां उसने आज़ाद का पहचान लिया । श्राज़ाद लगभग साढ़े- 
आठ या नो बजे एलफ्रेंड पाक में गये थे | यह समय सुबह की सेर का नहीं 
होता । इलाहाबाद के कुछ कांग्रेसी लोगों ने आज़ाद के सम्बन्ध में सूचना 
देने का कलंक रामरखसिंह सहगल पर भी लगा दिया था। इस बात पर भी 
हम तल्तोग विश्वास नहीं कर सकते | रामरखसिंह सहगल से हम लोगों का 
थोड़ा बहुत सम्पक रहता तो था परन्तु उस समय आज़ाद के इलाहाबाद का 
पता सहगल को होने का कोई कारण नहीं था । 


इलाहाबाद में भेया आज़ाद की शहादत के समय कटरे के मकान में 
उनके साथ सुरेन्द्र पांडे, भवानीसिंद श्रोर में ही रह रहे थे । परन्तु इलाहाबाद 


दत्त की रक्षा के लिये आज़ाद के प्रयत्न ] ७७ 


के बाहर कानपुर, मेरठ, दिल्ली आदि में दूसरे लोग भी थे। उन सब की 
उपेक्षा करके में ओर पांडे रूस नहीं माग जा सकते थे | एक तरह से रूस 
जाने का विचार उस समय के लिये स्थगित कर देना पड़ा । नेहरू जी रुपये 
का प्रबंध हमारे काम में सहायता के लिये नहीं केव्न रूस चले जाने के लिये 
ही करने को तेयार थे इसलिये शेष रुपये के सम्बंध में में शिवमूर्तिसिंह से 
मिला ही नहीं । मरे पास जो हज़ार रुपया था वह भी साथियों की तातकालिक 
व्यवस्था करने में ही व्यय होने लगा | दुर्गा भाबी या सुशीला दौदी के लिये 
हमें कुछ नहीं करना पड़ा क्‍योंकि उस समय उनसे हमारा कोई सम्बँध ही नहीं 
रहा था | आज़ाद की शहादत को हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने निजी 
आत्मीय की मृत्यु के रूप में अनुभव किया | कानपुर जाकर मैंने प्रकाशबती 
को यह समाचार दिया तो में बोल द्दी न पा रहा था और फिर सहसा कह 
दिया--“मोटे भेया शहीद हो गये ।?? सुन कर पहले तो आँखे खुली रहते 
भी जेसे आदमी चेतना खो बेठे वेसे देखती ही रह गयीं फिर बहुत रोयीं। दल 
के सभी लोगों को आज़ाद से ऐसे व्यक्तिगत लगाव था जेसे केले की गहर में 
प्रत्येक फली बीच के डंडे से जुड़ी रहती हे । अ्रनपढ़ श्राज़ाद की योग्यता ओ्रोर 
उसके व्यक्तित्व का महत्व उसकी अनुपस्थिति में हो माल्नूम हुआ जब दल के 
बचे हुए लोगों को एक साथ बनाये रखना अ्रसम्मव सा जान पढ़ने लगा । 


2 रस २५ 


आज़ाद को शहादत के तुरंत बाद या बहुत समय तक दल्ञ के नये नेता 
का निश्चय नहीं हुआ परन्तु कुछ लोग सुरेन्द्र पांडे के प्रथम लाहोर षड़यन्त्र 
से सम्बंधित ओर पुराने होने के कारण और मेरे भी दूसरों से पुराने होने के 
कारण आदेश ओर सुझाव के लिये हम लोगों की ओर देखने लगे । एक 
ओर साथी काशीराम भी उतना ही पुराना था | केल्लाशपति के बयानों के कारण 
उसकी गिरफ्तारी के भी वारंट जारी थे। प्रश्न था अब किया क्या जाये १ जब 
भी कुछ करने का प्रश्न आता तभी खच् के लिये रुपये का भी प्रश्न सामने 
ग्रा जाता। में यों जान पर खतरा लेने से तो कतरा नहीं रहा था परन्तु डकेती 
नहीं करना चाहता था। उन दिनों लेनिन का जीवन चरित्र तथा कुछ और 
भी ऐसी पुस्तक पढ़ ली थीं जिनके कारण में ओर पांडे इस बात पर सहमत 
थे कि हमें अपने गुप्त संगठन को विचारों की दृष्टि से भी व्यापक बनाने पर 
अधिक महत्व देना चाहिये | कानपुर ओर इलाहाबाद में आज़ाद से भी इस 


ष्द [ सिहावलोकन 


सम्बंध में बात होती थीं। वे भी इस बात से सहमत थे कि हमें अपना व्यापक 
सावजनिक ग्राधार बनाना चाहिये | हम चाहते थे कि पर्चे ओर छोटो-छोटी 
पुस्तिकाएँ लगातार छापने के लिये कोई अपना प्रेस बनाया जाय । उस प्रेस के 
सभी कर्मचारी अपने साथी हों | इससे साथियों के लिये शेल्टर ओर निर्वाह 
की समस्या किसी हद तक हल हो जायगी । अ्रब मेरे इस सुझाव के प्रति 
दूसरों में कोई उत्साह नहीं दिखाई देता था। शायद वे इसे जिम्मेवारी टालना 
ही समभ रहे थे | कार्यक्रम के विषय में सहमत हो जाने पर भी यह प्रश्न 
तो सब के सामने था कि हम किसका निर्देश माने या दूसरे मेरा ही निर्देश 
क्यों न माने १ पुन; संगठन तो सभी चाहते थे परन्तु हो तो किसके निर्देश से १ 
उस बीच में काशीराम ओर भवानीसहाय आ्रादि से सम्पक स्थापित करने मेरठ 
भी गया | कानपुर के कुछ साथी ओर भवानीतसिंह आदि सुरेन्द्र पांडे के 
सम्पक में थे । 


कि, 7 (० 35 ->- 


भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत 


२३ माच १६३१ को लाहोर जेल में भगतसिंह, सुखदेव श्रोर राजगुरु 
को फांसी पर ज्वटका दिया गया | इस अवसर पर देश भर में शोक हड़ताल 
हुई । इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्यशाही, मुस्लिम ल्लीग ओर कांग्रेस में 
काफी गहरी फूट डलवा चुकी थी | मुतल्मानों में यह धारणा खूब गहरी पेठ 
चुकी थी कि कांग्रेस हिन्दू राज चाहती है। मुह्लिम लीग ओर साम्प्रदायिक 
मुसलमान कांग्रेस की प्रतिद्वन्द्विता में पीछे रह जाने से, अंग्रेज़ों की शह पाकर 
राष्ट्रीय भावना को ठुकराने में ही संतोष पाते थे | इन शहीदों के शोक में हड़- 
ताल कराने में कानपुर की कांग्रेस ने प्रमुख भाग लिया था । पुलिम के भड़- 
काने से कुछ मुसलमान कांग्रेस को चिढ़ाने के लिये उसमें सहयोग नहीं देना 
चाहते थे | ब्रिटिश सरकार के कृपापान्र बनने का भी यह सरल उपाय था | सवे- 
साधारण जनता को दृष्टि में इस हड़ताल में सहयोग न देना देश के शहीदों की 
उपेक्षा करना था | जनता अपने मान्य शहीदों का ऐसा अपमान सद्द न सकती 
थी | हिन्दू-मुस्जिम दंगा हो गया | 

श्रद्धेय गणेशशंकर जी विद्यार्थी हिन्दू बस्ती में फंसे कुछ मुसलमानों की 
रक्षा के लिये गये थे | वहाँ कुछ श्रनजान या साम्प्रदायिकता में अंधे मुसल- 
मानों ने उन्हें ही छुरी मोंक कर शहीद कर दिया। फिर क्या था, दंगे ने वह 
रूप लिया कि उसे सम्माल सकना पुलिस के बूते के बाहर की बात हो गयी। 
एक दिन के बजाय पूरे पंद्रह दिन कोई दुकान न खुल सक्री। कानपुर के हिन्दू- 
मुसल्लमानों को कई बरस के लिये नसोहत होी। गयी। 

इस दंगे का समाचार मुझे मेरठ में मिल्रा था | दिल्‍ली आया तो ओ्रोर 
भी भयंकर समाचार मिलते | प्रकाशवती तब कानपुर, प्रेमनगर के एक मकान 
में थीं। में तुरन्त कानपुर के लिये चत्॒ पड़ा | सुबह यूयोंदय से कुछ पहले ही 


[ सिहावलोकन 


कानपुर पहुँचा | स्टेशन से बाहर निकलने पर देखा कि साधारणतः बनी रहने- 
वाली भीड़ चहल-पहल की जगह मरघट-सा सन्नाठा था | गाड़ी से बहुत कम 
मुसाफिर उतरे और जो उतरे श्रधिकांश स्टेशन पर ही ठिठके रहे | बाहर केवल 
पाँच-सात इक्के खड़े थे | में जब तक पहुँचा पहले आने वालों ने इक ले लिये 
थे | अरब एक ही इक्का शेष था । इसे मैंने प्रेमनगर चलने के लिये कहा । मुझे 
पोशाक से हिन्दू समक इके वाले ने कह --ताइब में बांसमंडी से घूम कर श्रर्थात्‌ 
मुस्लिम बस्ती में से दकर चलुंगा । वह मुसलमान था । 


मेंने पूछा--इतना चक्कर देने की क्या जरूरत है! उसने साफ कह दिया 

कि हिन्दू बस्ती से होकर जाने की उस में हिम्मत नहीं है । सोचा जब इसे हिन्दू 
इत्ताके से भय है तो मेरा हिन्दू पोशाक में मुसल्तिम इलाके में जाना कोन बुद्धि- 
मत्ता है । यह भी समझ लिया कि स्थिति कितनी खराब है ! पेदल ही चल्ला 
परन्तु प्रेमनगर तक जाने में तो हिन्दू ओर मुस्लिम दोनों ही बस्तियों से गुज- 
रना पड़ता था | जाये बिना रह भी नहीं सकता था । अभी सूय नहीं निकला 
था | छोटा-सा त्रिस्तर बगल में दबाये चल्न पड़ा | बहुत चोकन्ना, पुलिस से 
लड़ने के लिये तो में तैयार था परन्तु हिन्दू-मुस्लिम दंगे में शहीद हो जाने 
के लिये नहीं | यह दंगे का पांचवां दिन था परन्तु पुलिस का पहरा केवल 
मुख्य चोराहों पर ही था | पुलिस को स्वयं भय था या अंग्रेज़ सरकार ने, 
हिन्दू. मुसलमानों को एक दूसरे का बेरी बन जाने की छूट दे दो थी। हालसी 
रोड के आखिरी हिस्से और जनरत्नगंज से गुज़रते हुए, बराबर पिस्तोल पर 
हाथ चला जाता था परन्तु हुआ कुछ भी नहीं | 


प्रेमनगर में पहुँच कर मकान पर ताल्ा पड़ा पाया । ताला अपना ही था | 
समभ्ाा कि इस मकान से तो प्रकाशवती अ्रपनी इच्छा से ही गयी होंगी पर 
होगी कहां १ दस बजे लेदर-वर्किंग स्कूल खुलने पर चौघरी रामधनसिंह से ही 
पूछा जा सकता था । मैं अ्रतुमान से स्कूल के बोडिंग की ओर गया | रामधन 
मित्र गये । पता लगा कि प्रेमनगर में तो बहुत मय था। समीप जनरलगंज से 
दंगे की दूसरी रात गली में मुसलमानों की भीड़ आ गयो थी | चौधरी ओर 
प्रकाशवती दोनों के ही कलेजे साम्प्रदायिक द॑गे के शहीद बन जाने के भय से 
कांपर हे थे पर घर में पिस्तोत्न थे। एक मोज़र राइफल भी थी | हिम्मत की। 
छत पर चढ़ कर दो फायर कर दिये ओर लल्ञकारा सबको भून डालेंगे । भीड़ 
छंट गयी । दूसरे दिन सुबद् वे लोग वहाँ से निकल गये । प्रकाशबती को भी 
सब हिन्दू स्त्रियों के साथ एक कोटरी में बन्द कर दिया गया । बाद में यह 


भगतसिंह, सुखदेव ओर राजगुरु की शहादत ] प्श् 


किस्सा सुना-सुना कर वे खूब हंसा करती थीं | इस दंगे के बाद कानपुर की 
अवस्था सुधरने में कई दिन लगे | 


१६२६-३०-३१ में इन्कलाब ज़िन्दाबाद ओर भगतसिंह की जय गांधी 
जी की जय से कम सुनाई नहीं देती थी। कांग्रेस के स्बंसाधारण लोगों की 
गांधी जी से यह मांग थी कि सरकार से समभोते की शर्ता' में भगतसिंह ओर 
उसके साथियों की फांसी की सज़ा रद्द की जाने की माँग भी रखी जाय। 
गांधी जी ने इस माँग को शर्तं बनाने से इन्क्रार कर इस प्रसंग में वायसराय 
से केवल प्राथना भर करना ही स्वीकार किया | जो भी हो, जनता को बहुत 
आशा थी कि उनकी भावना की उपेक्षा नहीं की जायगी | मगतसिंह आदि 
की फांसी को सजा मनसूख हो जायगी । अंग्रेज सरकार ने भी इस प्रश्न को 
अपनी शक्ति ओर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था | भगतसिह, सुखदेव और 
राजगुरु को फाँसी दे ही दी जाने पर जनता को बहुत आघात पहुँचा । सब- 
साधारण जनता को इस बात से भी विकट ज्ञोम हुआ कि गांधी जी ने इन 
शहीदों को फांसी न दी जाने के प्रश्न को उचित महत्व नहीं दिया । 


इस विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि गांधी जी ने इस समभोते 
के लिये जो ग्यारह शर्ते" वायसराय के सामने पेश की थीं उनमें एक शर्त देश 
भर में शराब निरोध की भी थी पर भगतसिंद आदि को फांसी न दिये जाने 
की नहीं। गांधी जी शराब निरोध के लिये सरकारी शक्ति से जनता पर दबाव 
डालना नेतिक समभते थे परन्तु मगतसिह श्रादि की फाँसी रद्द करने के लिये 
विदेशी सरकार पर जनमत का दबाव डालना अनेतिक समभते थे । माच १६३१ 
के अंत में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था | उस समय जनता गांधी 
जी द्वारा भगतसिह ओर उसके साथियों की उपेन्षा के लिये अपना ज्ञोभ प्रकट 
किये बिना न रह सकी । इन शहीदों के शोक में कांग्रेस में गांधी जी को काले 
मंडे दिखाये गये ओर काले फूल भी पेश किये गये | गांधी जी ने विनय से 
काले फूलों को ग्रहण कर स्वीकार कर लिया कि वे भगतसिंह को बचाने में 
असमथे रहे | स्वसाधारण के लिये यह समझ सकना कठिन हद कि जन- 
भावना के प्रतीक बन चुके भगतसिंह आदि की प्राण-रक्ता को समभोते की 
शर्त बनाने में गांधी जी श्रसमर्थ क्यों थे। इस कांग्रेस अधिवेशन में पंडित 
नेहरू ने नवयुवकों ओर उग्र लोगों के संतोष के लिये राष्ट्र के उद्योग-धन्धों 
ओर पेंदावार के मुख्य साधनों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव भी रखा था। 
कांग्रेस के शासन की बागढोर सम्भाल लेने ओर स्वय॑ उनके प्रधान मन्त्री 


८ [ सिहावलोकन 


बन जाने पर, उन्हें १६३१ के प्रस्तावों की मांगे उस अश्रनुपात में अव्यवहारिक 
और क्रियात्मक जल्दबाज़ी जान पढ़ने लगीं । 

जनता का मन विदेशी सरकार के प्रति दारुण श्रोर असमर्थ घृणा से भर 
गया | प्रतिक्रिया में मगतसिंह और उसके साथियों को प्रतिहिंसा में बबरता 
से फांसी पर लटकाने के और इन शहीदों के साहस के बहुत से अतिरंजित 
वर्णन भी जनता में फेल गये | लोग सरकार के प्रति घृणा, क्रोध ओर शहीदों 
के प्रति आदर प्रकट करने के लिये इन बातों को खूब बड़ा-चढ़ा कर कद्दते 
थे | सुनने वाले कुछ ओर बढ़ा कर दूसरों को सुना देते । 

अवसरबश दूसरे लाहोर पड़यंत्र के अभियुक्त सरदारसिह, जहाँगीरीलाल, 
जयप्रकाश, धर्मपाल आदि इन साथियों की फाँसी के समय लाहोर सेन्‍्ट्रल 
जेल में ही थे | इन लोगों की कोठरियाँ भी फाँसी पाने वालों की कोठरियों 
ओर फाँसी घर के समीप ही थीं | कभी-कभी सामना ओर बातचीत का अ्रव- 
सर भी हो जाता था। अपनी-अपनी कोठरियों से भी पुकार कर बातचीत हो 
सकती थी । वा्डरों ओर पहरेदारों की मारफ़्त संदेश ओर खाने की चीजें 
लेते-देते रहते थे | इन लोगों का कहना है कि भगतसिंह, सुखदेव ओर राजगुरु 
तीनों ही अन्तिम दिन तक पूर्ण रूप से स्वस्थ मानसिक अवस्था में थे | उन्हें 
संतोष था कि वे अपने उद्देश्य के लिये बलिदान हो रहे हैं | फाँसी की कोठरी 
में भगतसिह को केवल एक बात से कलख हुआ था । वह थी, उसके पिता 
सरदार किशनर्सिह्द का पुत्र की प्राणभिक्षा के लिये अंग्रेज़ गवर्नर की सेवा में 
प्रार्थना-पत्र भेजना | गवनर ने तो वह प्रार्थना नामंजूर कर ही दी थी परन्तु 
भगतसिंह को यह बात बहुत अ्रपमानजनक लगी | यह बात सुन कर उसने 
खिन्नता से कहा था--(ए (67 ॥35 53066 ॥06 | ॥6 92८27" 
( पिता ने ही मेरी पीठ में छुरी भोंक दी | ) 


इन लोगों की फाँसी के लिये २४ मार्च, १६३१ तारीख निश्चित हुई 
थी | अंग्रेज़ सरकार को श्राशंका थी कि इस अवसर पर जनता जेल के सामने 
बहुत बड़ा प्रदशन करेगी | सम्भव है इन शहीदों के शव माँग कर उसका 
बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाये | यह सब सरकार-विरोधी भावना का ही प्रद- 
शन होता । इन सम्मावनाश्रों का प्रतिकार करने के लिये गवर्नर की श्रनुमति 
से यह काम कुछ पहले ही नित्रटा देना उचित समझा गया । 

२३ मार्च को दूसरे लाहोर षड़यन्त्र के अभियुक्तों को दोपहर बाद ही 
अदालत से लोग लिया गया | तीन-चार बजे सभी केदियों को बारकों श्रोर 


भगतसिंह, सुखदेव ओर राजगुरु की शहादत ] ष्यरे 


कोठरियों में बन्द कर दिया गया | सफ़ाई-मड़ाई होने लगी। भगतसिह के 
सबसे समीप घमंपाल की ह्वी कोठरी थी। भगतसिंह ने अपनी कोठरी से पुकार 
कर पूछा--“धम, आज तुम लोग अदालत से इतनी जल्दी क्‍यों आ गये १? 

घमपाल ने उत्तर दिया--“लोग कहते हैं कि जेलों के बड़े इन्स्पेक्टर 
ओर डिप्टी कमिश्नर वगेरा मुआइने के लिये आ रहे हैं ।” 


भगतसिह ने कह्--“अरे भोले लोगो, हम द्वी यह मुआइना करने जा 
रहे हैं ।?” 


उसी समय इन तीनों को नहाने के लिये पानी दे दिया गया | जेल का 
कायदा है कि मृत्यु दण्ड पाने वाले को फाँसी के तख्ते की ओर ले जाने से 
पहले नहाने के लिये पानी दे दिया जाता है| भगतर्सिह को जेल के अधि- 
कारियों म॑ से ही किसी ने पहले सूचना दे दी होगी। जेल के निरीक्षण 
की बात पर मज़ाक करते हुए भगत्िंह ने घमपाल से यह भी कह्दा था-- 
८ “तुम लोगों ने जो मीठे चाबल भेजे थे, हम लोगों ने खा तिये | न खाते 
तो ठीक रहता ।” फांसी के लिये निश्चित सुबह से पहली रात दंड पाने वाले 
प्रायः निराहार रह जाते हैं ताकि फांतो के कटके से मल-मूत्र निकल जाने 
की सम्भावना कम रहे | जयप्रकाश वगेरा ने उससे स्मृति के लिये कुछ चीज़ें 
मांग रखो थीं | घंटे भर पहले उतने श्रपनी सभो चीज़ें, हजामत का सामान, 
पँसिल, बटन से लेकर दियासलाई को खाली डिबिया तक सब चीज़ बांट दी 
थीं परन्तु बड़े अफ़सरों को सन्देह न होने के लिये चुप था । 

सुखदेव की कोठरी से इन्कल्लाब ज़िन्दाबाद की ऊंची पुकार सुनाई दी 
ओर झगड़ा होता जान पड़ा । मालूम हुआ कि उसे हथकड़ी लगाई जा रही 
थी ओर वह विरोध कर रहा था | फांसी के लिये ले जाते समय केदियों के 
हाथ पीठ पीछे बांध देने का कायदा है। जेल के सबसे बड़े ओर बूढ़े वाडर 
चतरतविंह ने भगतसिंह से प्राथना की कि हम पर ही रहम कीजिये। हथकड़ी 
लगाने का हुक्म मिला है ओर यह कायदा हे, मान जाइये | भगतसिह के 
कहने पर राजगुरु ओर सुखदेव ने हथकड़ियां लगवा लीं । भगतछतिंह ने साथियों 
को पुकार कर कहा--““श्रच्छा भाई चलते हैं ।?? 

दूसरे साथियों ने अपनी कोठरियों से “इन्कलाब ज़िन्दाबाद” के नारे लगाने 
शुरू किये । अनुकरण में जेल भर के केदी नारे लगाने लगे | इन नारों की 
आवाज़ जेल के बाहर समीप ही पंडित के० संत्तानम के बंगले तक पहुँच रही 


ट्ड [ सिहावल्ञोकन 


थीं। उन्होंने नारों के कारण का अनुमान कर सदर किशनसिंह को टेलीफोन 
कर दिया | नारे बंद हो गये | लोग फांसी का तख्ता गिरने की आहट सुन 
पाने के लिये सांस रोके चुप थे। धरंपाल का कहना है कि उसकी घड़ी के 
हिसाब से ७ बजकर २३ मिनिट पर फांती का तख्ता गिरने की आहट आई । 
पूरा जेल फिर इन्क्रलाब जिन्दाबाद, भगतसिंह ज़िन्दाबाद, सुखदेव ज़िन्दाबाद, 
राजगुरु ज़िन्दाबाद के नारों से गूंज उठा । इन नारों की गूंज के कारण श्राध 
भंटे तक हमारे साथी आपस में बात न कर सके | जेल्ञ अफ़सरों ने हमारे 
साथियो को बताया कि फांसी के तख्ते पर पहुँच कर भगतर्तिह ने सुपरिन्टेडेंट 
से अनुरोध किया कि आप दो मिनिट का अवकाश दे ताकि हम संतोष से 
नारे लगा सके। आशा है आप हमारी इतनी बात मान लेंगे | सुपरिन्यडेंट 
मोन स्वीकृति में खड़ा रहा | तीनों ने एक साथ नारे लगाये--- 


[,0072 ॥४८ 7९४०0] ०४०॥--इनन्‍्क़लाब ज़िन्दाबाद | 
[00 ए70 शा] ॥7/९2८9]57--साम्राज्यवाद का नाश हो | 


उस दिन पूरे जेल ने खाना नहीं खाया। सम्भव है जेल के हिन्दुस्तानी 
श्रफ़तर, सरकारी ड्यूटी पूरी करते हुए. भी, मन में चोट या ग्लानि अ्रनुभव 
कर उस दिन खाना न खा सके हों या उन्होंने दुख अनुभव किया हो। 
जेल का दारोगा खान साहिब मुहम्मद श्रकबर फांसी के दो तीन दिन बाद 
सरदारसिंह आदि से मिल तो अपने आप ही जिक्र किया--“नोकरी की 
गुलामी में सरकारी हुक्म तो पूरा करना ही पढ़ा लेकिन तबियत परेशान है। 
खाना सामने श्राता है तो ज़दर मालूम होता हे | लानत हे इस खाने पर 
जिसके लिये यह गुलामी करनी पढ़ रही है ।?? यह पंक्तियां लिखते समय एक 
बात याद आगयीः:--१६३० में पेशावर में सरकारी हुक्म से जनता पर गोली 
चलाने से इन्कार करने वाले गढ़वाली सिपाहियों की गांधी जी ने निन्‍्दा की 
थी क्योंकि वे सिपाही गांधी जी के विचार में कतंव्य से च्युत हो गये थे । लाहौर 
जेल में हिन्दुस्तानी सिपाहियों ओर अ्रफ़सरों ने मगतर्सिह आदि को फांसी पर 
लटका देने की आज्ञा तो पूरी की परन्तु उन्होंने इसके लिये जो दुख अनुभव 
किया गांधी जी की दृष्टि में वह पाप ही था। श्रर्थात मानवता और राष्ट्रीय 
भावना की अपेक्षा मालिक की गुलामी निबाइना ही बढ़ा धम है । 


यह आशा नहीं थी कि शहीदों का उचित सत्कार करने के लिये सरकार इनके 
शरीर उनके सम्बंधियों को दे देगी | लोग इस बात के लिये भी बहुत सतक 


भगतसिंह, सुखदेव श्रोर राजगुरु की शहादत ] व्यू 


थे कि सरकार इन शरीरों को कहीं दूर ले जाकर इनके प्रति उपेक्षा या निरा- 
दर का व्यवहार न करे इसलिये लोग लाहोर से बाहर जाने वाली सभी 
सड़कों पर चोकसी में बेठे हुए थे। फिरोजपुर की सड़क पर भगतस्सिंह की 
बहिन श्रमरकोर कुछ साथियों के साथ थीं। आधी रात के लगभग पुलिस की 
लारियों को फिरोजपुर की तरफ जाते देख इन लोगों ने श्रनुमान किया कि 
शहीदों के शव सतलुज नदी की ओर, लाहोर से लगभग ६०-६५ मील दूर ले 
जाये जा रहे हैं। दिन निकलने तक बहुत से लोग सतलुज के रेल पुल पर पहुँच 
गये | वहाँ तीन चिताये जल रही थों परन्तु पुलिस लोट चुकी थी। दिन भर 
में वहाँ खूब भीड़ लग गयी | उस स्थान से चिताओं की राख या अ्रस्थियाँ 
अदि जो कुछ भी मिला, लोग श्रद्धा से साथ ले गये। बाद में १६४७ मार्च 
तक वहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता रहा । अब वह भाग पाकिस्तान में है । 

कुछ ऐसी अफ़वाहें भी उड़ी थीं कि पुलिस ने इन शहीदों के मृत शरीरों 
के साथ भी प्रतिहिसा का व्यवहार किया अथात चिता पर भस्म करने के 
पहले उनके ठुकड़े कर दिये गये औ्रोर हिन्दू रीति या प्रथा को पूरा नहीं निबाद्दा 
गया । अफ़वाहों के निराकरण के लिये सरकार ने उसी रात विज्ञप्ति प्रकाशित 
की थी किभगतसिंह का अन्त्येष्टि स्का रसिख विधि से करने के लिये एक 
प्रैँथी (सिख पुरोहित) सुखदेव ओर राजगुरु के लिये एक ब्राह्मण पुरोहित को 
साथ रखा गया था। उनकी चिताए भी नदी के किनारे उचित स्थान पर बनायी 
गयी थीं । सरकारी अनुष्ठान में जनता की श्रद्धा भावना तो हो नहीं सकती थी 
परन्तु जो लोग अंग्रेज़ी सरकार के ढंग से परिचित हैं, उन्हें शहीदों का अग- 
च्छेद किया जाने की बात पर विश्वांस न होगा ? आखिर इसकी ज़रूरत 
क्या थी ? अंग्रेज़ शासक इस बात के लिये सदा सतक रहते थे कि वे बबर न 
समझे जायें या जनता के उत्तेजित होने का कोई कारण न हो | न्याय ओर 
कानूनी नेतिकता का आडम्बर बना रहे | भारतीय पुलिस और सेना पर नेतिक 
प्रभाव बनाये रखने के लिये ऐसा व्यवहार आवश्यक था | 


कुछ और भी ऐसी असंगत बातें फेलायी गयीं जिनसे इन शहीदों के 
मनुष्येतर होने की भावना भज्कती है। उदाहरणतः फांसी की कोटरी में 
प्रसन्नता से उनका वज़न बहुत अधिक बढ़ जाना ओर उनका फाँसी के तख्ते 
प्र कूद जाने के लिये व्याकुल ओर आतुर रहना । जेल का श्रनुभव पाये 
लोग प्रायः जानते हैं कि फाँसी की कोठरी में श्रस्सी, नब्बे प्रतिशत लोगों का 
बज़न बढ़ ही जाता है। इसका शारीरिक कारण है, फाँसी की कोठरी में खाना 


८६ सिहावलोकन 


अपेक्ताकत अच्छा मिलता है। आध सेर दूध नित्य दिया जाता है । जेल 
के काम की मेहनत करनी नहीं पड़ती | फाँसी के भय का आतंक तो सज़ा 
पाने वाले पर अधिक तभी होता हे जब पहले-पहल सेशन अदालत से फांसी 
का हुक्म होता है| उसके बाद हाईकोट में श्रपील हो जाती है । श्रभियुक्त 
को छूट जाने की आशा बनी रहती है | हाईकोट से भी सज़ा बहाल रहने पर 
गवनर के यहाँ दया की प्रार्थना कर दी जाती है । प्राथना अश्रस्वीकृत हो जाने 
पर भी फांसी की तारीख अपराधी को बतायी नहीं जाती | बस रात भर पहले, 
बल्कि घंटे-दो-घंटे पहले जब उसे तोल कर देखा जाता है या नहा, धोकर 
भगवान का नाम लेने के लिये कहा जाता है, तमी वह जान पाता दै कि 
समय आ गया | प्राय; ही ज्ञोग फाँसी की कोठरी में छः महीने या साल भर 
तक प्रतीक्षा में बन्द रद्द जाते हैं। मानसिक रूप से इस श्रवसर के लिये तेयार 
भी हो ही जाते हैं। सो में से चार पाँच ही ऐसे निकलते हैं जो फाँसी की 
और ले जाये जाते समय रोते या चिल्लाते हैं या जिन्हें खींच कर ले जाना 
पड़ता है | प्राय: ही लोग राम-राम या अल्लाह-अल्लाहइ पुकारते स्वय॑ ही चले 
जाते हैं।सी में से पाँच, छः कत्ल के अपराधी ऐसे भी आ जाते हैं जो 
निर्भय प्रवृत्ति के कारण अन्त समय तक हँसते या गाते रहते हैं। ये ऐसे 
लोग होते हैं जो स्वभाव से अपराधी प्रवृत्ति के नहीं होते परन्तु आत्म-सम्मान 
या अपने विश्वास से कर्तव्य की भावना के कारण कत्ल कर बेठते हैं | परन्तु 
ऐसे लोगों की कर्तव्य भावना नितांत वेयक्तिक द्ोती दे। सामाजिक या 
राष्ट्रीय नहीं । 

भगतसिंह, सुखदेव ओर राजगुरु के फांसी की कोठरियों में रहते समय 
भी उनके पड़ोस में एक ऐसा ही व्यक्ति केहरसिह था । इन लोगों के फांसी 
की कोठरियों में जाने के समय केहरसिंह वहां पहले से मोजुद था | उस पर 
अपने बहनोई ओर गांव के नम्बरदार के कत्ल का मुकदमा था | पुलिस लाशे 
नहीं पा सकी थी इसलिये केहरसिंह को हाईकोर्ट से छूट जाने की श्राशा थी । 
वह सब से कहा करता था--अ्रभी मुझे एक कत्ल और करना हे। लोट कर 
फांसी चढ़ गा | कहरसिह छूट गया श्रोर सचमुच दो मास बाद नायब थानेदार 
का कत्ल करके फिर ज्ञोट आया | सेशन ने उसे फिर फांसी की सजा का 
हुक्म दे दिया | इस बार वह हाईको” में अपीक्ष नहीं करना चाहता था । 
उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी चाची की प्राथना पर श्रपील कर दी गयी | 
लाश इस बार भी नहों मित्ली थी। सम्मब था कि छूट जाता । केहरतिंह ने 


भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत ] ध्य्७ 


दर्खास्त दे दी कि में कुछ कत्लों ओर लाशों का भेद पुलिस को देना चाहता 
हूँ | पुलिस उसे बेड़ियां पहना कर पहरे में ले गयी । केहरसिंह ने श्रपने तीनों 
कत्लों की लाश बरामद करवा दीं और अदालत में कत्ल कबूल कर लिये । 
वह फिर फांसी की कोठरी में श्रा गया। उसे, आतशिक, सुजाक की विकट 
बीमारियां थीं। फांसी की कोठरी में दिन भर फोश और अश्लील गीत ऊँचे 
स्वर में गाया करता था | शायद फांसी पर चढ़ कर शांति था जाने के लिये 
बेचेन था | एक दिन उसे हमारे साथियों ने समकाया--“तू इतना बहादुर 
ग्रादमी है, ऐसे गंदे गाना तुके शोभा नहीं देते ।?? 

केहरसिंह ने पूछा--“तो फिर क्‍या गया करू १ कुछ तो गाऊं कि समय 
कटे १? 


साथियों ने कहा--“भाई तू ओर कुछ नहीं समझता तो भगवान या 
वाहगुरू का ही नाम लिया कर | गन्द तो न बका कर |?! 


केहरसिंह इन लोगों की बात मानता था। उसने समभोता कर लिया--- 
“बहुत अ्रच्छा, अब में गाया करू गा--मोला में कुकड़ खादे तेरे, तू बक्षदे 
ओगुन मेरे ।?? ( हे मालिक मेंने तेरे बहुत से मुर्गे खाये हैं, तू मेरे अपराध 
क्यमाकर ) केहरसिंह फांसी की ओर जा रहा था तब भी यही गीत गा रहा था । 


केहरसिंह जेसे लोगों की मानसिक अवस्था स्वस्थ और सम नहीं समभी 
जा सकती। ऐसे लोग अपने जीवन से खिन्न होकर मृत्यु से शांति की आशा 
रखते हैं | ऐसे लोगों की मानसिक प्रकृति को वीरता नहीं कहा जा सकता | 
जीवन से उपराम होकर शांति के लिले मृत्यु की शरण चाहना वीरता नहीं 
हैं। मगतसिंह ओर उसके साथीं न जीवन से खिन्न थे ओर न उनकी मान- 
सिक्र अ्रवस्था विक्ृत थी, न वे जीवन से घबराकर शांति के लिये मृत्यु चाहते 
थे | उनका लक्ष्य मानवता का कल्याण था | मानवीय अधिकारों को पाने का 
कतंव्य पूरा करने के लिये उन्हों ने मृत्यु को स्वीकार किया | इस परिस्थिति 
का सामना उन्होंने स्वस्थ, सम मानसिक अवस्था से किया। यही उनकी 
वीरता थी । 


इन तीनों शहीदों की आपस में किसी प्रकार की तुलना करना उचित 
नही जचता परन्तु मुझे ओचित्य के विचार से ही कहना पढ़ता है कि सुखदेव 
के साथ अन्याय हुआ है, उसकी भावना को ठीक से समझा नहीं गया । 
उसके ओर दूसरे साथियों के दृष्टिकोण में अन्तर होने से उसका व्यवद्वार भी 


ध्प्प [ सिंहावलोकन 


कुछ विचित्र-सा जान पड़ा | पहली बात थी गिरफ्तारी के बाद कुछ बयान 
दे देना । इसी बात से उसके और दूसरे साथियों के व्यवहार में श्रन्तर आ 
गया । बाद में भी उसकी भावना की ओर ध्यान न देकर उसके व्यवहार की 
भिन्नता की श्रोर ही ध्यान जाता रहा । सुखदेव के श्रन्त तक के पूरे व्यवहार 
को देखकर ही उसे ठीक समभक्ा जा सकता है । सुखदेव के श्रन्तिम दिन के 
व्यवहार से स्पष्ट हे कि वह साहस में किसी की अपेक्षा कम नहीं बल्कि 
कुछ अधिक उग्र ही था। शत्र पक्ष से किसी प्रकार के सोजन्य की आशा 
करना या उनके प्रति सोजन्य दिखाना उसे नापसन्द था | मुकद्दमे के विषय 
में भी उसका व्यवहार ओर दृष्टिकोण ऐसा ही था | दूसरे साथियों का विचार 
था कि यदि मुकदमे ओर कानून के दांव-पेंच से बचा जा सकता है तो क्‍यों 
न बचा जाये | सुखदेव को मुकदमा लड़ना भी शुरू से ही एक प्रकार का सह- 
योग ही जान पड़ता था | उसका दृष्टिकोण था--हमारी तुम्हारी लड़ाई है । 
हम लड़ रहे हैं तुम्हें जो करना है कर तज्ञो ! उसका आरम्मिक बयान अपने 
काम की स्वीकृति के रूप में इसी भावना का परिणाम था। उसके दृष्टिकोण 
में चादे जो गलती हो परन्तु कायरता या जान बचाने की भावना नहीं थी । 


पुन संगठन का प्रयत्न 


कुछ सहायक 


में दिल्‍ली आने-जाने लगा था। महाशय कृष्ण जी को रुपये-पेसे के 
लिये फिर परेशान कर रहा था | खासकर में दत्त के नाम पर लिया रुपया 
व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिये खर्च नहीं करना चाहता था पर “लक्ष्मण 
की यह रेखा” निभती नहीं थी | क्‍योंकि ज्य क्तिगत उपयोग के नाम पर लिया 
रुपया ही अधिकांश में दत्ञ के काम में लग जाता था | एक दिन कृष्ण जी ने 
हाथ जोड़ कर कहा--““महराज दो नये भक्तों से फरिचय करा देता हूँ। अब 
मेरी जान छोड़ो ।?! 


कृष्ण जी की पत्नी के भाई ध्र्‌ वदेव हमारी वजह से एक बार हवालात 
काट आने पर भी सहायता करते ही रहते थे। अब उन्होंने अ्रजमेरी दरवाज़े में 
रोशन थियेटर के समीप की गल्ली में रहने वाले एक सजन प्रभुदत्त से परिचय 
करा दिया | प्रभुदत्त का खूब बड़ा मकान था, यों भी सम्पन्न थे । उन दिनों 
वे शौकिया हवाई जहाज़ उड़ाना सीख रहे थे | बाद में वे सब से पहले ओर 
मुख्य भारतीय सिवित्ष पाइलेट बन गये थे। प्रभुदत्त की सहायता की कोई 
सीमा नहीं थी | उनके पास अपनी छोटी मोटर थी। जहाँ कहीं मुके जाना होता 
वे प्रायः ही पहुँचा देने के लिये तेयार रहते | यदि कभी स्वयं साथ जाने में 
खतरा जान पढ़ता तो कह देते---“तुम गाड़ी ले जाओ । पकड़े जाओगे तो में 
कह दूंगा मेरी गाड़ी चोरी हो गयी हे | जहाँ तुम्हारे खिलाफ़ इतने मुकद्दमे 
हैं, मोटर चोरी का एक मुकदमा ओर सही !” उन्हें यद् भी मालूम था कि 
लाहोर ओर देहली षड़यन्त्र के मुकदमों में हमारे कुछ साथियों ने मुखबिर 
बन कर दल को सहायता देने वाले कई लोगों को संकट में डाल दिया था। 


€० [ सिहावलोकन 


इसलिये वे चाहते थे कि में उनका परिचय दल्ल के किसी दूतरे आदमी को न 
दूं। मेंने मी उनकी बात का अक्षरशः पालन किया | 


प्रभुदुत ने चाँदनी चोक से जामा मस्जिद को जाने वाली, परेड के साथ 
की सड़क पर ऊँचे मकानों के पीछे, गली में मेरे लिये दूसरी मंजिल पर एक 
जगह दँढू दी ओर किराया मी दे दिया था । में प्रकाशत्रती को भी यहाँ ही 
ले आया । यहाँ हमारे रहने का ढंग ऐसा था कि मकान छोड़ जाने के बाद 
भी कभी किसी को सन्देह नहीं हुआ । प्रभुदत्त मेरे गिरफ्तार हो जाने के बाद 
भी प्रकाशवती को सहायता करते रहे | 


प्रभुदत्त पाइलेट बन गये थे । हिमालयन एयरवेज़ में उन्होंने प॑० नेहरू 
को भी कई बार सफ़र कराया | मुझे भी एक बार हवाई जहाज़ का परिचय 
देने के लिये दिल्ली मथुरा कें ऊपर काफ़ी समय तक उड़ा कर दिखा दिया 
था | हवाई जहाज़ से यह मेरा पहला ही परिचय था | प्रभुदत्त के भाई ब्रह्मदत्त 
भी पाइलेट बन गये थे | उस समय ऊंची योग्यता का पहला भारतीय पाइलेट 
प्रभुदत्त ही था । सुना है, अंग्रेज़ पाइलेट उनसे ईर्षा भी कम नहीं करते थे । 
एक दिन दोनों भाई कराची से दो श्रलग-श्रलग हवाई जहाज़ों में देहली श्रौर 
लाहोर जा रहे थे । रास्ते में दोनों हवाई जद्दाज़ों में ग्राग लग गयी और 
दोनों भाई जहाज़ों के साथ समास हो गये। लोगों को यद्द सन्देह हुआ कि 
यह घटना किसी कुचक्र का परिणाम थी | पहले मालूम न था कि प्रभुदत्त क्रिस 
जहाज़ में जायेगा इसलिये शायद कुचक्र रचने वालों ने दोनों ही जहाज़ों 
में निश्चित समय पर आग लग जाने की व्यवस्था कर दी थी । प्रभुदत्त जेसे 
सहृदय ओर साहसी व्यक्ति कम ही देखने में आये हैं। 


कृष्ण जी द्वारा पाया दूसरा सम्पक था सुमित्रा दौदी | सुमित्रा दिल्ली के 
प्रसिद्ध ठेकेदार नारायणदत्त जी की पुत्री हैं। नारायणदत्त जी पुसने कांग्रेसी 
हैं। बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता उन्हीं के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करते थे । सुमित्रा 
भी खद्दर पहनती थी | एम० ए० श्रेणी में पढ़ रही थीं । उनसे कुछ सेद्धा- 
न्तिक बातचीत भी होती रहती थी | उनका कह्दना था -- देशभक्ति या देश में 
समाजवाद और स्वतंत्रता के लिये जान देना तो ठीक ही है परन्तु बम ओर 
पिल्तोल्न लेकर हिंसा करना ठीक नहीं। आर्थिक सहायता वे बड़ी उदारता 
से करती थों परन्तु यह भी कह देत्ती--“भैया यह पेसा किसी की जान लेने 
में खचे न हो | साधारणतः उनका ऐसा ही व्यवहार था | एक दिन स्वय॑ 
मोटर में जाते समय उन्होंने मुझे दिल्ली में कहीं पेंदल जाते देख लिया था | 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] ६१ 


मित्नने पर दोका--“उस दिन तुम फलानी जगह भीड़ में पेदल जा रहे ये 
ने हर कोई पहचान कर पीछा कर लेता तो १?! 

उत्तर दिया--“साइकल है नहीं | हर समय टाँगा किराये पर लेने के 
लिये पेप्ता पास नहीं रहता । टाँगे से तो पेंदल अच्छा । जब चाहें किसी गली 
में खिसक जायें ।”?--बोलीं--''मरे साथ घर चलो । रुपया लाकर अ्रभी 
साइकल खरीद लो ।? 


सुमित्रा दीदी ओर हमारे परिचितों की आशंका ठीक ही थी | उन दिनों 
दिल्ली षड़यन्त्र का मामला ज़ोरों पर चल रहा था | श्रदालत में दिये केलाशपति 
के बयान अखबारों में छुपते रहते थे | आज़ाद, भगवतीचरण और यशपराल 
की बहुत चत्रा थी। आज़ाद ओर भगवतीचरण दोनों शहीद हो चुके थे रद्द 
गया था यशपाल । यशपाल के सम्बन्ध में पुलिस की धारणा कया थी, इसकी 
चर्चा हॉलिस के संस्मरण में इन शब्दों म॑ हैः--“आज़ाद की मृत्यु के बाद 
दत्त के दूसरे साथी ने तुरन्त उसकी जगह ले ली जो और भी अधिक 
वुस्साइसी और निमम निकल्ला'?? 


पंजाब ओर देहली पुलिस की ओर से इनाम के खूब बड़े-बड़े दृश्तद्वार 
फरार क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी करने के लिये डाकखानों, रेलवे स्टेशनों 
ओर शहर के चोकों आदि में लगे हुए थे | इन इश्तहारों के बीचो-बीच 
मेरी तसवोर रहती थी । बाजारों, चोकों में लगाये गये इश्तहारों को लोग 
फाड़ डालते थे या उतार कर ले जाते थे। ऐसा ही एक इश्तहार देहली में 
श्रीकृष्ण सूरी कहीं से उतार लाये थे | वह अ्रभी तक मेरे पास पड़ा है। मेरी 
घारणा थी कि इन इश्तहारों को देख कर मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। 
आशंका है केवल पहचानने वालों से | कभी स्टेशन पर गाड़ी बदलने के 
लिये प्लेटफाम पर इन्तजार करना आवश्यक ही होता तो में निघड़क इश्त- 
हार के नीचे पड़ी बच पर जा बैठता और सिगरेट सुल्लगा लेता | विश्वास था 
कि ठीक इश्तहार के नीचे ही मेरे आ बेठने की आशा कोई नहीं करेगा । 
नकत्ती दाढ़ी-मुंड कभी नहीं लगायी। बस पोशाक में थोड़ा-बहुत हेर-फेर 
करने से काम चल्ष जाता थ।। 


कानपुर गोलीकांड 


इन दिनों इसी प्रतीत्षा में था कि साथी दत् के संगठन का उत्तरदायित्व 
एक व्यक्ति को सौंप द॑ तो काम चले | वह गुप्त काम सदा वोट लेकर तो हो 


६२ [ सिंहाबलोकन 


नहीं सकता था । सुरेन्द्र पांडे कानपुर में संगठन के लिये प्रयत्ञ कर रद्दा था | 
उसका संदेशा पाकर दूसरी बार कानपुर गया । यात्रा करने में कुछ जोखिम 
तो रहती ही थी | इस बार पांडे से कहा कि सल्लाह करना चादते थे तो तुम्हीं 
दिल्ली चले आते, आखिर में तो फरार हूँ सफर करने के लिये पेसा चाहिये 
ओर कुछ आशंका पहचाने जाने की भो रहती है। पांडे ने उत्तर दिया-- 
“देखो, तुम्हारी ओर तो किसी का ध्यान आकर्षित होता नहीं है | हमारा तो 
चेहरा ही कुछ फिल्लासफ़रों जेसा है न, सो तुरंत ध्यान आकर्षित हो जाता 
है | कानपुर की पुलिस एक बार गिरफ्तार भी कर चुकी है, खूब पहचानती 
है ।?--पाडे की दूसरी बात तो कम से कम ठीक ही थी। अभी दुबारा वारंट 
न होने पर भी वह फरार ही था । अस्तु मेंने ही कानपुर आना-जाना स्वीकार कर 
लिया। मई मास में फिर कानपुर से बुज्ञावा आया कि संगठन के सम्बंध में सब 
मिल कर फेसला करेंगे | मैं अमुक दिन, ग्यारह बजे सरसेया घाट पर मिलूं । 


जहाँ तक याद है कानपुर जाकर में गुलजारीलाल के यहाँ ही ठह्दरा था | 
दोपहर में उन्हीं की साइकिल लेकर सरसेया घाट पहुँचा | मई का महीना, 
चिल्ले की धूप थी। ऐसे समय सरसेया घाट सूना होने की आशा थी। घाट 
पर पहुँच कर देखा, घाट से ऊपर किनारे के एक तरफ़ पीपल के पेड़ के नीचे, 
शिव जी के छोटे से मन्दिर के चबूतरे पर अपने साथी काशीराम, भवानी 
सहाय ओर राजेन्द्र निगम बठे ताश फेंट रहे हैं। सुरन्‍्द्र पांडे और किसी दूसरे 
साथी की प्रतीक्षा थी । इधर-उधर की बातों में पाँच-सात मिनिट ही गुज़रे 
होंगे | मेरा ध्यान कुछ क़दम पर खड़े चार आदमियों ओर एक इके की 
ओर गया | इनके पास दो साइकलें भी थीं। अपने साथियों से पूछा --““यह 
कोन लोग हैं ? केसे खड़े हैं !” 

काशीराम ने उत्तर दिया---“न जाने कोन हैं| मेरे पीछे-पीछे चले आये 
हैं | तब से खड़े हैं ।?” 

यह उत्तर सुन मेने काशीराम की बुद्धि पर विस्मय प्रकट किया--““अजीब 
आदमी हो, कोई पीछा कर रहा था तो उसे साथ ही ले आये ? पीछा करने 
वाला सी०अश्राई०डी० के अतिरिक्त ओर कोन होगा ९??? 

काशीराम ने कहा--““मैंने तो घूमघाम कर पीछा छुड़ाने की कोशिश की 
लेकिन यह लोग मानते ही नहीं |”? 

उस की इस सादगी पर क्रोध आया। अभी ओ्रोर भी साथी श्राने वाले 
थे। मेंने कह्ा--“यह तो तुमने बुरा किया | सभी को संकट में डालोगे ।” 


पुन; संगठन का प्रयत्न ] ६३े 


पर अब क्या हो सकता था । दूसरे लोगों के आ जाने से पहले ही इनसे निबट 
लेना या वह जगह छोड़ देना उचित था | एक हाथ ताश बाँटा कि देखें वे 
क्या करते हैं । उन्हें उसी जगह जमे खड़े देख कर मेंने उन्हें समीप पुकार 
लिया--“अरे भाई खड़े क्‍या देखते हो ? आश्री न दो हाथ ताश के ही हो 
जायें !?? 


“हम खड़े हैं। आप से कुछ कहते थोड़े हैं। आप लोग खेलिये !? -- 
उत्तर मिला । 


“पर खड़े क्‍यों हो ! कुछ काम है हम मे १?”-- मैंने फिर पूछा । 
“कुछु काम नहीं है । आप लोग खेलिये ।”-....उन्होंने उत्तर दिया | 


“हम लोग यहाँ ञ्रकेले में अपने हंसी-मज़ाक ओर खेल्ल के लिये आये 
हैं । किसी का खड़े होकर ताकना तो अच्छा नहीं लगता !”” 


“हम आप से कुछ नहीं कह रहे | आप अ्रपना खेल खेलिये |?” फिर 
उत्तर मिल्ला | 


अब क्या सन्देह था। मेंने उन्हें सुना कर अपने साथियों से कहा --- “यह 
लोग यहाँ बेठना चाहते हैं तो चलो हम ही कहीं ओर चले |?! 

हम चारों आदमी उठ खड़े हुए ओर साइकलें लेकर, सड़क पर आकर 
'लाल इमली मिल” की ओर चलने ज्गे । उनमें से दो साइकलों पर और दो 
खूब तेज़ इके पर हमारे पीछे आरहे थे | उस समय राजेन्द्र निगम के विरुद्ध 
वारंट नहीं था | मेंने उससे कहा--'“अगे फटने वाले रास्ते से ठुम हालसी 
रोड की ओर चले जाना | श्रगर इनमें से कोई तुम्हारा पोछा करेगा तो 
यह बट जायेंगे । तुम्हारा क्‍या बिगाड़ लेंगे | शेष को इम देख लेंगे ।?? 
( निगम उन दिनों कांग्रेस दफ्तर में रहता था । ) 


लाल इमली के चोक पर आकर निगम हालसी रोड की ओर घूम गया । 
उन लोगों ने निगम का पीछा नहीं किया । मेंने काशीराम ओर भवानीसहाय 
से कह्टा---“साइकल खूब तेज़ चलाओ | जब में कहूँ तो एक दम रुक 
जाना ।” हम लोग खूब तेज़ चले | हमारा पीछा करने वाले भी उतने ही 
तेज़ हो गये । इक्के का घोड़ा बढ़िया था। पटापट खूब तेज़ चला आ रहा था। 
सोचा, आगे तो कचहरी आर जायगी | वहाँ भीड़ में हमारा बचाव और कठिन 
हो जायगा | मेंने श्रपने साथियों को सहसा कह्ा--“स्टाप |?! 


६४ [ सिदहावलोकन 


हम तीनों ने साइकल्नों को ब्र क लगा कर रोक दिया और हमारा पीछा 
करने वाले खबरदार न होने से हम से श्रागे निकल गये परन्तु वे भी रुक कर 
हमारी तरफ़ घूम गये | इस प्रयत्न में उनमें से एक की कमर में कुर्ते के नीचे 
लटकते रिवाल्वर की भी कज्कक मिल गयी | मेंने उन्हें फिर सम्बोधन किया- 
“आखिर आप लोग चाहते क्‍या हैं १? 


अब उन में से एक ने काशीराम की ओर संकेत करके उत्तर दिया---“हम 
इन्हें अपने साथ थाने ले जायेगे ।?? 

“क्यों १?”--मेंने पूछा । 

“इनके नाम वारंट हैं |?! 

“इनके नाम वारंट केसे हो सकता है !”--मैंने पूछा--“अश्रच्छा क्या 
नाम हे इनका १” 


“काशीराम”'-. उत्तर मिला । 

“मेरा नाम तो जगदीश हे!?--काशीराम बोला | मैंने भी उसका समर्थन 
किया | उन लोगों ने कह्ा--““अगर ऐसी बात दे तो यह हमारे साथ कोतवाली 
चले | वहाँ फेसला हो जायगा ।? 


मेंने फिर फह्दा--“यह कोतवाली आकर खुद बात कर लेंगे । आप नाइये | 
हम इन्हें कोतवाली ले आयेंगे ।” ऐसा प्रस्ताव वे लोग क्या मानते | में 
झवसर की प्रतीक्षा में था। अ्रस्तु, मेने काशीराम से कह्--“अच्छा भाई, यह 
लोग कह रहे हैं तो मान लो | तुम इनके साथ जाओ । हम तुम्हारे भाई को 
लेकर कोतवाली आते हैं |?! 


काशीराम घब्राया--“नहीं, में नहीं जाऊंगा | में क्‍यों जाऊँ १ मेरा नाम 
जगदीश है |”? 


मेंने उसे डांग--“जाते क्‍यों नहीं ! जब यह लोग कह रहे हैं, तुम्हें 
पुलिस का कहना मानना चाहिये । तुम्हारा क्या इज है १? 


स्वाभाविक ही था कि काशीराम घबरा जाता कि में उसे मुसीबत में श्रकेले 
धकेल रहा हूँ--““में चला जाऊं भेया १? उसने निराशा से पूछा । 

मैंने शोर भी डांगट--“कह तो रहा हूँ, जाओ | पुक्निस से क्या झगड़ा ! 
हम तुम्हारे भाई को लेकर अ्रभी आते हैं। घबराने की क्या बात हे १” 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] ध्प्‌ 


गहरा सांस लेकर काशीराम ने कहा--“अच्छा |” ओर भाग्य भरोसे 
अपनी साइकल्त घुमाने लगा | शायद यह सोच कर कि अब अकेले जो बन 
पड़ेगा, करेगा । 


पुलिस वालों ने उसकी साइकल थाम कर कहा--“आप इक्के पर बेठ 
जाइये | साइकल आपकी हम इके के पीछे बांध देंगे ।?” 


काशीराम ने अपनी साइकल न छोड़ने की जिद को | यही सोचता होगा 
कि साइकल पास रहने से ही भाग जाने की आशा हो सकती है। मेंने फिर 
डांटा--““यह लोग जो कहते हैं वह्दी क्‍यों नहीं करते हो जी १?” 


काशीराम ने बहुत ही निराशा में साइकल छोड़ दी ओर पुलिस वालों के 
कएने से इक्के पर बेंठ गया ; पुलिस के दो आदमी इके वाले मे रस्सी लेकर 
साइकल को इके के पीछे बांधने लगे | दूसरे दो मी उसी ओर देख रहे थे। 
मेंने जग साइकल पीछे हटा ओर कमर से पिल्‍्तोल निकाल दो पुलित वालों को 
एक-एक गोली मार दी | मिलिटरी का पित्तौल था । उसकी गोली बहुत बड़ी 
थी | दोनों एक-एक गोली में ही गिर कर चिल्लाने लगे | शेष दो में से एक 
साइकल पर भागा ओर एक सड़क किनारे बंगले की बाढ़ के भीतर कूद गया । 


काशीराम इक्के से कूद आया और उसने भी एक गोली एक गिरे हुए 
सिपाही को मार दी। मेंने उससे ओर भवानीसह्ााय से एकदम चल देने के 
लिये कह ओर उनके पीछे-पीछे हाथ में थमे पिस्तोल से भागे हुए सिपाही 
की ओर गोली चलाता हुआ चला गया । एक सिपाही जो साइकल पर समोप 
के बंगले की ओर गया था, आड़ लेकर मुझ पर गोली चला रहा था पर इतनी 
दूर से चलती साइकल पर उसका निशाना कया लगता । उत्तर में मैंने उसकी 
औ्ोर भी एक गोली चलादी । 


लौट कर गुलजारीलाल जी की कोठरी में शरण ली । इस घटना के बाद 
कानपुर में विचार परामर्ष क्या करते | अश्रगले दिन में दिल्ली लोट गया । 

दूसरे दिन कानपुर के पत्रों में पढ़ा कि दोनों ही सिपाहियों की अवस्था 
चिताजनक थी | एक के तो गोली पीठ की और से फेफड़े के पास से बान् 
भर बचती निकल गयी थी, दूसरे के पेट में काफ़ी जख्म कर गयी थी । 

दिल्ली से कानपुर जाने के लिये रुपया छुमित्रा दोौदी से लिया था। 
ग्रह भी उन्हें मालूम था कि मैं किसी काम से कानपुर जा रहा हूँ। मेरे लोटने 
से पहले ही समाचार पत्रों में कानपुर की धटना छुप गयी थी। दिल्ली लोड 


६६ [ तिहावलोकन 


कर उनसे मिलना हुआ तो उन्हों ने पूछा--“मैया कानपुर में यह क्‍या 
किया तुमने ?१” 


उनका समाधान किया--“थवे लोग खामुखा हमें मारना चाहते थे । 
अ्रपना बचाव ता करना ही पड़ता है ।” घायल हो जाने वाले सिपाहियों के 
प्रति उन्हें बहुत सहानुभूति थी | कानपुर के वे सिपाही तो काशीराम को ही 
हू ढ़ रहे थे परन्तु जाने क्‍यों सरकार को विश्वास हो गया था कि कानपुर कांड 
के लिये में जिम्मेबार था । मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझ पर इस घटना के लिये 
भी मुकदमा चलाया गया था | कुछ दिन बाद राजेन्द्र निगम कानपुर में 
गिरफ्तार कर लिया गया । इसी मामले में उसे सात वर्ष के लिये जेल में डाल 
दिया गया | यह अंग्रेज़ी न्याय का एक नमूना था | इस कांड के लिये किसी 
को तो दंड मिलना ही चाहिये था वर्ना पुलिस का निकम्मापन साबित हो 
जाता | जो हाथ आरा गया वही सही | 


सुमित्रा दीदी ने पहले से कह रखा था क्रि राखी के दिन में अवश्य ही 
दिल्ली में रहूँ | राखी के दिन वे लगभग नो बजे हमारे यहां आयी । उन्हें कुछ 
उदास देख कर पूछा---“क्यों, क्या बात है १”? 


“भैया आज मेरी इन्सल्ट हो गयी”--उन्हों ने उत्तर दिया । 

“क्यों १*“केसे क्या हुआ १”--मेंने पूछा । 

उन दिनों गांधी जी गोलमेज़ कान्फ्रस के लिये लंदन जाने वाले थे | 
शायद उसी प्रसंग में नेहरू जी दिल्‍ली आये थे ओर नारायणुदत्त जी के यहाँ 


दी ठहरे थे | राखी के दिन सुबह ही सुमित्रा राखी लेकर नेहरू जी के पास 
पहुँचीं--“में आपको माई बनाने के लिये राखी बाँधना चाहती हूँ ।” 


“क्यों, क्या जरूरत है १” नेहरू जी बोले--“मेरी दो बहने काफ़ी हैं | 
दुनियाँ भर की लड़कियों को बहन बनाते फिरने का शोक मुझे नहीं है |” 


सुमित्रा जी पर घड़ों पानी पढ़ गया । चुप खड़ी रद्द गयीं | उनका मुंह 
जल्गटक गया । नेइरू जी ने कहा--“अच्छा ल्ाओ्ो बाँध दो !? 


सुमित्रा ने मुझ से कदह्दा--“'ऐसी अवस्था में मन तो नहीं कर रहा था 
परन्तु स्वयं ही जाकर कद्दा था | इसलिये राखी बाँध दी परन्तु बहुत अपमान 
अनुभव हुआ ।?? 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] ६७ 


मेंने हंस कर कहा--“क्यों बाँध दी ! आपको कहना था--“पंडित जी, 
आपकी बात मेरी समझ में आ गयी । दुनियाँ भर के लोगों को भाई बनाने 
को क्‍या जरूरत (“रहने दीजिये |?” 


सुमित्रा दीदी को नेहरू जी की बात कड़वी लगना स्वाभाविक था परन्तु 
उन की बात में गलती क्या थी १ किसी लड़की को बह्वन या लड़के को भाई 
बनाये बिना कया ज्जी-पुरुषों में परिचय और उचित मित्रता का भाव दो ही 
नहीं सकता १ मुझे स्वयं दुनियाँ भर की स्त्रियों को माता ओर बहिन की दृष्टि 
से देखने के उपदेश का अर्थ यही जान पड़ता है कि हम साधारणत:ः सभी 
स्री-पुरुषों में योन सम्बंध की ही आशंका लिये रहते हैं| ऐसे पुरुष भी धन्य 
ही होगे जो सभी त्तियों के प्रति योन-भावना रख सकते हैं | एक साधारण 
स्वस्थ मस्तिष्क से तो ऐसी विराट आसक्ति की आशा नहीं की जा सकती । 


एक बार फिर कानपुर से संदेश मिला कि मित्तल कर संगठन के सम्बंध 
में बात कर ली जाये | इस बार मुझे कानपुर नहीं बुलाया गया । हापुड़ में 
मित्तनना निश्चय हुआ । भावी कार्यक्रम क सम्बंध में मेंने प्रस्ताव रखा कि 
हमारे दत् का आधार हमारी विचारधारा है। इन विचारों के प्रति साहनु- 
भूति फेला कर हमें सवसाधारण में दल का विस्तार करना चाहिए । जहाँ भी 
हमारे विचार के लोग हों हमारा कायक्रम स्वयं चलता रद्दे इत्यादि इत्यादि। 
सुरेन्द्र पांडे के भी ऐसे ही विचार थे । क्रियात्मक रूप से मेरा प्रस्ताव था कि 
हम सभी को यथासम्मव व्यक्तिगत रूप से स्वावलम्बी बन जाना चाहिये। 
विचारों के प्रचार का हमारे लिये एकमात्र साधन गुप्त प्रेस हो सकता हे 
इसलिये हम लोगों को जहाँ सम्भव ही प्रेसों में कम्पोज़ीटरी या प्रेस के दूसरे 
कामों में समा जाना चाहिये ताकि फिलहाल निर्वाह के लिये डकेती अथवा 
माँग-ताँग से छुट्टी मिले । 


मेरे इस प्रस्ताव से पांडे या ओर भी कोई दूसरा साथी सहमत दिखाई 
नहीं दिया । पांडे का विचार जान पड़ता था कि जहाँ भी आवश्यकता 
हो, शस्त्र लेकर डकेती करने या ऐसे कामों की जिम्मेवारी यशपाल पर 
रहे, वह इन कामों के लिये उपयुक्त है । दल का सेंद्वान्तिक मार्ग निर्दे- 
शन ओर संगठन पांडे करते रहें | यह बात मुके कुछ श्रच्छी नहों लगो। 
रात में विज्षम्ब हो जाने से किसी परिणाम पर पहुँचे ब्रिना बातचीत छोड़ 
कर हम लोग फर्श पर बिछी चठाई पर इधर-उधर लुढ्क कर सो गये थे | 
सुबह नींद खुलते-खुलते कान में आवाज़ पढ़ी | मेरी पीठ की ओर दो साथी 


ह्ध् सिंहावलोकन 


काफ़ी ऊँचे ओर खिन्न स्वर में बात कर रहे थे | बात अ्रपने ही सम्बंध में 
जान पढ़ी इसलिये चुपचाप सुनता रहा--“*“““वाह साहब, यह हमें कम्पो- 
ज़ीटर बन जाने की सलाह दे रहे हैं ।“'“““वायसराय की ट न के नीचे बम 
चलाने के ल्ञिये बिजली का बटन क्या दबा दिया अपने आपको जाने क्‍या 
समभने लगे?” कुछ देर बाद उठ कर बैठा तो यह प्रकट नहीं किया कि 
में उनकी बात सुन रद्दा था। अपने मन में निश्चय कर लिया कि इन लोगों 
को मुझ पर विश्वास नहीं है । द्वापुड़ से चलने के लिये तेयार होकर मेंने 
इतना कह दिया--“आप स्वयं फेसला कर लीजिये। मुझे आप लोगों का 
निर्णय जेंचेगा तो साथ दूंगा |”? 


लगमग इसी समय की बात है | एक दिन सूर्यास्त से कुछ पूर्व चाबढ़ी 
बाज़ार की घनी भीड़ में से फुटपाथ पर जामा-मस्जिद की ओर चला जा रहा 
था | सहसा कया देखता हूँ कि ठीक मरे सामने ही कानपुर की घटना के चार 
सिपाहियों में से एक चला आ रहा है | बस, दो ही कदम का अन्तर रह गया 
था कि हम दोनों को आँखे अचानक चार हो गयीं | हमारा पीछा करने वालों 
में यह आदमी इके पर था | उसके पहलतव्रानी ढंग, पहनाव ओर पक्के सांवले 
रंग के कारण पहचानने में कोई दुविधा नहीं हुई । वह उस समय भी कुरता 
धोती ही पहने था | में भी अवसरवश उस समय कानपुर की घटना के समय 
को तरह घोती ही पहने था | दो आ्रादमियों के गोली खाकर गिर पड़ने पर 
यही आदमी भाग कर सामने के बंगले की आड़ से मुक पर गोलो चलाने 
लगा था | 


सिपाही से श्राँखें चार होते ही मैंने सांस भर कर उसकी आँखों में घूर 
कर देखा | वह चोटी से एड़ी तक काँप उठा । में कमर पर हाथ रख कर एक 
ओर हो गया और आँखों से इशारा किया--चुपचाप चले जाओ। ! 

सिपाही बहुत तेज़ चाल से एक दम चल पड़ा। में बसे ही खड़ा उसकी 
और देखता रहा | प्रायः तीस कदम जाकर उसने घूम कर पीछे की ओर देखा। 
मुझे वेसे ही खड़े देख वह दोड़ पड़ा | में समीप की गली में से घुस खूब तेज़ 
चलता हुआ देखता जा रहा था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा । श्रपनी जगह 
पहुँचा | सोचा, इस समय सिपाही निश्चय दी निशज्न रहा होगा । प्राणों के 
भय ने उसे केसे चुप करा दिया। हेदराबाद स्टेशन वाली घटना भी याद 
ग्रायी । यह आदमी कोतवाली में जाकर यदि मुझे देख कर भी चुपचाप भाग 
आने की बात कहता तो खामुखा बरखास्त ही होता | 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] ६६ 


इस सिपाही से एक बार फिर सामना हुआ | यह विकट परिस्थिति थी। 
उसे मुझे पहचानने के लिये ही लाकर सामने खड़ा कर दिया गया था पर वह 
पहचान ही न सका | यह रहस्य प्रसंग आने पर ही बताऊँगा। 

अरब मेरे दिमाग़ में फिर रूस जाने का खयाल प्रबल हो उठा। सोच 
लिया, जिन लोगों का मुक्क पर विश्वास नहीं, उनकी सुक पर कया जिम्मे- 
बारी । प्रकाशवती ने भी यही सलाह दी । 


इन दिनों दिल्ली में लाहोर नेशनल हाई स्कूल के हेडमास्टर गुरुदत्त जी 
से मुलाकात हो गयी । उन्हों ने भरोसा दिया--“तुम अगर विदेश जाना 
चाहते हो तो प्रकाशवती हमारे यहां रह जायंगी [”? गुरुदत्त जी नेशनल स्कूल 
टूट जाने के बाद उत्तर प्रदेश के अमेठी ताल्‍लुके में, राजा साहब के प्राइवेट 
सेक्रेटरी का काम कर रहे थे। एक तरह से बात तय ही हो गयी | प्रभुदत्त से 
बात की । उस ने सलाह दी कि रुपये का कुछ तो प्रबन्ध में कर दू'गा कुछ 
सुमित्रा दीदी से कहो । सुमित्रा तो पहले ही इस बात पर जोर दे रही थीं कि 
में विदेश चला जाऊं | 

प्रकाशवती गुरूदत्त जी के साथ अ्रमेठी चली गयीं | दिल्ली वाला मकान 
छोड़ दिया । मेरा यह खयाल था कि सरहद्द के रास्ते रूस पहुँचने के प्रयत्न 
में बहुत संकट होगा । कहीं पठान लुटेरों ने ही समाप्त कर दिया तो क्‍या 
फायदा १ या रूस की सीमा में पहुँचने पर जासूस समझ लिया गया श्नोर जेल 
में डाल दिया गया तो क्या फायदा ! क्‍यों न ऐसे लोगों के माध्यम से जाऊँ 
जिन का रूस से सम्पक हो | तभी वहां मेरा विश्वास किया जा सकेगा | इस 
विचार का एक कारण यह था कि एम० एन० राय रूत से भारत लोट आये 
थे ओर अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे । उस समय वे डाक्टर अहमद के नाम से 
बम्बई में थे | किसी एक यूत्र से उन्होंने मुझ से मिलने की भो इच्छा प्रकट 
की थी। उस समय तक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एम० ए.न० राय के 
कायक्रम के भेद के विषय में कुछ नहीं जानता था । मेरठ षड़यंत्र का मामला 
चल रहा था| में मेरठ जाकर इस केस के जमानत पर रिहा श्रभियुक्त हृचिन्सन 
से मिल्ला ओर इच्छा प्रकट की कि भारतीय कम्युनित्ट पार्टी की ओर से मुमे 
यह प्रमाण पत्र दे दिया जाये कि में अंग्रेज सरकार से लड़ने वाला फरार 
क्रान्तिकारी हूँ श्रोर विश्वास के योग्य हूँ । 


हथिन्सन ने आश्वासन दिया--इसमें विशेष कठिनाई नहीं होगी परन्तु 
इसके तिये तुम्हें बम्बई जाना होगा | उन दिनों कम्युनिध्ट पार्टी का संगठन 


१०० [ सिहावलोकन 


दूसरे ढँग का था | उस वर्ष सुहासिनी पार्टी की थ्रेज़ीडेंट थी । में जब बम्बई 
पहुँचा वे बीमार थीं। साथी रणदिवे से बात हुईं। यह लोग प्रमाण पत्र देने 
में हिचक रहे थे कि यदि में कहीं गिरफ्तार हो गया तो मेरे पास उनका प्रमाण- 
पत्र मिलने से, उनकी पार्टी ओर आतंकवादियों में सम्पक होने का प्रमाण बन 
जायगा | अ्रलबत्ता वे ऐसे आदमियों से परिचय करा देने के लिये तेय्यार थे 
जिनकी सहायता से समुद्री रास्ते से विदेश जाना सम्मव होता । बम्बई में 
उनके स्थानों पर रहते समय मेरा शस्त्र रखना वे उचित नहीं समभते थे । 


मेंने रणदिवे से एम० एन० राय से मिलने के विषय में भी बात की । 
यह सुन उन्होंने कहा--“यह तुम स्वयं निणंय कर लो परन्तु यदि तुम 
एम०एन० राय से सम्पक रखना चाहता हो तो हमारी पार्टी से कोई आशा न 
करो | यह मुझे इसके बाद ही पता चला कि एम०एन० राय मारत लोगने से 
पहले कम्युनिस्ट इंटर नेशनल से भूगड़ कर श्राये थे ओर उनके विरुद्ध चीन 
में विश्वासघात कर आने का आ्ररोप था। 


में बम्बई से लोट आया कि सब बातों का निश्चय कर के ही यहाँ आकर 
बाहर जाने कौ व्यवस्था करु गा | अमेठी गया कि प्रकाशत्रती से ब्रात कर 
आआराऊँ। वे पहले की ही तरह तेयार थीं | ल्लोटते समय प्रतापगढ़ स्टेशन पर गाड़ी 
बदलने के लिये वेटिंग रूम में प्रतीज्ञा कर रहा था। गुजराती सेठों की तरह 
तम्बा कोट, महीन धोती और टोपी पहने था | सहसा देखा कि पूरा स्टेशन 
पुलिस से घिर गया हे | चोर की दाढ़ी में तिनका | यही खयात्न आया किसी 
तरद्द पुलिस को मेरे वेटिंग रूम में होने का सन्देह हो गया है । इस जगह से 
बिलकुल अपरिचित था | सोचा, लड़ कर मरने का समय ञ्रा गया | पुलिस 
कायदे से कुछ-कुछ अन्तर पर खड़ी थी । मेंने सूटकरेस को कमरे के बीचोंबीच 
पड़ी मेज़ पर खोल कर रख लिया कि देर तक लड़ने के लिये इसकी थोड़ी-बहुत 
आइह़ रहेगी। दरवाज़ा जालीदार था। बाहर में स्पष्ट देख सकता था पर बाहर 
से भीतर कम दिखाई दे सकता था | बार-बार क्ांक कर देख रहा था कि यह 
लोग वेटिंग रूम को तरफ़ आते ही होंगे । आरखिर देखा कि दो इन्स्पेक्टर 
अपनी पगड़ियों के भब्त्रे ठीक करते हुए! वेटिंग रूम की और आ रहे हैं | 
दोनों के कंधे से वर्दों के साथ रिवाल्वर भी लटके हुए थे। पीछे-पीछे कुछ 
सशस्त्र कान्स्टेबल भी थे । रूट जाकर सूटकेस के पीछे हो रिवाल्वर पकढ़ 
कर उसका सेफ्टीकेच हटा दिया कि उसके भीतर कदम रखते ही पहली चोट 
में ही करूँगा । 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] १०१ 


एक कान्स्टेबल ने दरवाजा खोला | इन्स्पेक्टर ने भीतर म्लांका परन्तु 
मुस्करा रहा था ओर बहुत सलीके से सलाम कर बोला---“आदाब श्रज है, 
आपको कुछ जहमत होगी |?” उसके ढंग से रिवाल्वर को चुपके से सूटकेस में 
ही छोड़ मेंने भी बहुत विनय से उत्तर दिया--“आइये तशरीफ़ लाइये, क्या 
हुक्म हे ९? 


इन्स्पेक्टर ने बताया--“गवरनर साहब की स्पेशल का इंजन यहाँ पानी 
लेगा | ऐसे वक्त कायदा यह है कि स्टेशन पर मुसाफिर नदी रहते हैं। तक- 
लीऊ न हो तो सामान को ताला लगवा कर जरा बाहर टहल आइये |?” 


आश्वस्त हो मेंने बम्बश्या हिंदी में उत्तर दिया--“पजेसा आप का कायदा 
ओर हुक्म | हम तो कुछ इस में नहीं जानता | पर हम गाड़ी बदलने को बैठा 
था। इधर कोई जगह जानता नहीं |” 


“तो फिर जरा तकल्लीफ कीजियेगा कि जितनी देर स्पेशल यहाँ रहे, आप 
बाहर न आइयेगा, यही श्राठ दस मिनिट | परेशानी तो होगी लेकिन मज- 
बूर हूँ, कायदे से [!” बात आयी गयी । पर इस घटना से इतना तो स्पष्ट ही 
है कि सदा ही कितना तनाव दिमाग़ पर बना रहता था | 


मसूरी पहुँचा । क्योंकि सुमित्रा दीदी मधथूरी में थीं। उनमे रुपये के सम्बंध 
में बात करनी थी | मसूरी जाने वाले साहब लोगों की ही पोशाक में था। 
सन्देह से परे बड़े होटलों में जाने के खर्चे से मय था| यों भी पूछ-ताछ से 
बचने के लिये होटल ठीक नहीं थे | एक बड़े बंगले पर लिखा था --किगये 
के लिये कमरे खाली | जाकर बात की । उन्होंने पूछा--“परिवार साथ है या 
ग्रकेले ही हैं !”” समझा अ्रकेलि आदमी को जगह देने में घत्रा रहे हैं। 
सान्त्वना दी--“जगह मिल जाये तो पत्र लिख दुंगा | पत्नी आ जायगी ।” 
जगह मिल गयी | 


सुमित्रा दीदी के यहाँ मिलने के लिये पहुँचा | उनकी बढ़ी बहिन ही 
पहले मित्रीं | देहल्ली में कमी उनके यहाँ जाता था तो खद्दर की धोती, कुर्ता 
आर टोपी पहने रहता था । उन्हों ने सुमित्रा से जी मेरे विषय में पूछा था तो 
सुमित्रा जी ने कह दिया था--“एक डावटर हैं | कांग्रेस में काम करते हैं ।”-- 
“ड्ाबटर हैं, प्रेक्टिस तो क्या चलती होगी इनकी !?--उनकी बहिन ने पूछा 
था और उन्होंने उत्तर दे दिया था--/हाँ, ऐसे ही दोमियोपेथ हैं बेचारे ।” 


१०२ [ सिहावलोकन 


इस बार में उनके यहाँ गया तो बिचिंस, कोट ओर टाई पहने था | बहिन 
जी को पहचानने में उलझन हुई ओर पहचाना तो ताने से बोलीं---“कहिये 
डाक्टर साहब, खद्दर कहाँ गया ९?! 


“अरब क्या जरूरत है खद्र की”--.मैंने उत्तर दिया--““वह तो स्वराज्य 
पाने के लिये ही था । गांधी जी स्वराज्य लेने लंदन ( गोलमेज़ कान्फ्रेंस में ) 
गये तो हैं । अब क्या जरूरत है खद्दर के झगड़े की १?” बहिन जी इस उत्तर से 
क्या संतुष्ट होतीं । 


सुमित्रा जी से मालूम हुआ कि मसूरी में वे कुछ भी नहीं कर सकतीं | 
दिल्ली जाकर ही कुछ सोचगी । दिल्ली वे तभी जातों जब उनका परिवार 
जाता | लाइब्रेरी बाज़ार म॑ं से जाते समय अ्रचानक लाहोर की एक परिचित 
कुमारी जी मिल गयीं । देख कर बहुत प्रसन्न हुईं । उनके साथ ही दिल्ली के 
प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता सूरी परिवार की लड़की भी थी | वे दोनों अपने यहां 
ले गयीं। उन्हों ने प्रकाशबती के सम्बन्ध में पूछा--५““'कहां हैं १? उत्तर 
दिया -- “वह कहीं ओर हैं ।” 


वे दोनों कुमारियां किसी के यहां मेहमान थीं | वहाँ जगदह्ट कम ही थी 
परन्तु उन्हों ने उदारता से साथ रहने का निमंत्रण दे दिया । उन्हें बताया कि 
जगह तो काफी बड़ी ले चुका हूँ यो ही पड़ी दे । “तो इम लोग ही वहां चली 
चले ।”-..तुरन्त उत्तर मित्ा । 


“मुझे तो कुछु एतराज नहीं?-.मुस्कराकर उत्तर दिया---“मभेरे साथ रहने 
में जो खतरा है उसके अतिरिक्त यह भी ममट हे कि बंगले में रहने वाले 
पड़ोसी आप में से एक को मेरी पत्नी समर लेंगे | क्योंकि मेंने उन्हें कह दिया 
है कि भेरी पत्नी आने वाली हैं |?” मिस सूरी तो जोर से इस दीं-.“उसमें क्या 
है।” परन्तु दूसरी कुमारी जी को यह बात श्रपमानजनक लगी | सम्भव है मेरे 
मुस्कराकर कहने में कोई विशेष अभिप्राय जान पड़ा हो। उनका क्रोध श्रोर 
भी बढ़ गया | क्योंकि अ्रगले ही दिन उन्हों ने मुझे प्रकाशवती के साथ 
सड़क पर देख लिया | उन्हें विश्वास हो गया कि मेंने उनसे झूठ बोला था। 
बात काफ़ी बढ़ गयी | 

प्रकाशवती अचानक ही ममूरी पहुँच गयी थीं | उन्हें मेरा पता भी मालूम 


न था । बात यह हुई कि अ्रमेठी में सनन्‍्देह का कोई कारण हो जाने से उन्हें 
वहां से तुरन्त हठ जाना पड़ा । यह उन्हें मालूम था कि में मसूरी गया हूँ । वे 


पुनः संगठन के प्रयत्न ] * ३ 


मसूरी आ्रा गयीं श्रोर नारायणदत्त जी का बंगला पूछ कर सुमित्रा जी के यहां 
पहुँच गयीं | में स्वयं सड़क पर प्रकाशवती को सुमित्रा जी के साथ देखकर 
विस्मित रह गया था | 

सूरी परिवार की दोनों बहिनों ने हमें आश्रय देने ओर सहायता करने के 
लिये प्रस्ताव किया कि वे लोग देहरादून में एक मकान किराये पर ले रही 
हैं। में ओर प्रकाशवती चुपचाप उनके साथ रह जायें | हम लोगों को ऐसा 
निमंत्रण देने का श्रथ मय और आशंका को न्योता देना भी था । अस्तु, यही 
किया । मकान खुड़बड़े मुहल्ले के परे बंदाल्ल नदो के किनारे था | बड़ी शान्ति 
के दिन थे | समय मिला तो मेंने पढ़ना शुरू कर दिया ओर आस्कर वाइल्ड 
के एक नाटक “ीरा दि निदिलिस्ट'ं का अनुवाद भी कर डाला । किसी काम 
से दिल्लो गया था | इन लोगों की माफंत दिल्ली में हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस के 
मेनेजर देवीप्रसाद जी शर्मा से परिचय हो गया । उनसे अनुरोध किया कि 
में लिख सकता हूँ । यदि कोई प्रकाशक चाहे तो मेरी लिखी चीजों को चाहे 
जिस नाम से या एक निश्चित नाम ने प्रकाशित करता रहे ओर मुझे! पारिश्र मिक 
दे दिया करे। में स्वयं कमाकर अपना निर्वाह करना चाहता हूँ | शर्मा जी ने 
आश्वासन दिया कि यत्ञ करेंगे। उन्होंने उस पम्प के एक सफत्न प्रकाशक 
ऋषभचरण जी जेन से परिचय करा दिया। वे लुई फिशर की पुस्तक “गांधी 
ओर लेनिन” का अनुवाद करवाना चाहते थे | छः सात सो प्रृष्ठ की अ्रच्छी 
बढ़ी पुस्तक थी। ऋषभमचरण जी ने दा सो रुपया तो मुझे पेशगी ही दे 
दिया । मेंने सोचा, चल्तो यह कुछ विश्राम का समय आया | 


क्राषघमचरण जी ने एक ओर भी अनुरोध किया कि में एक बार उनके 
मकान पर अवश्य आऊँ । शर्मा जी के साथ वहां गया | बेठक में बेठा था । 
ऋषभचरण जी कपड़ों में लिपटा एक बन्डल-सा हाथों पर सम्भाले भीतर से 
ले आये | समीप आने पर देखा तो प्रायः उसी दिन का जन्मा एक बालक 
था | बोले--““मेरा पुत्र है। इसे अपनी गोद में लेकर श्राशीवांद दे दीजिये 
कि आपके ही समान शूरवीर और साहसी हो |” 

समभाया कि में शूरवीर नहीं हूँ | जेसी परिस्थितियाँ आ पड़ी हैं अपना 
कर्तव्य समझ कर निभा रहा हूँ | पर वे भला क्‍यों मानने लगे । आशीर्वाद 
भी दिया | जाने वे नोनिहाल कितने शूरबीर बने होंगे १?” 

अपनी कमाई का भी कुछ पेसा हाथ आने लगा तो हम लोग ज़रा ढंग 
से रहने लगे | करणपुर में डी०ए०वी० क#ल्िज के पीछे एक छोटा-सा सुथरा 


१०४ [ तिहावलोकन 


मकान ले लिया | बांस की बनी भेज़ कुर्सी भी ले आये ओर खिड़कियों में 
पर्दे लगा लिये। में दिन भर अनुवाद किया करता | संध्या समय घूमा करते । 
देहरादून में कई परिचित भी मिल गये परन्तु सभी विश्वास के योग्य थे । 
नयी जगह नया परिचय नये नामों से करते थे | सुमित्रा दीदी का दिया हुश्रा 
डाक्टर का खिताब भी साथ चिपक्रा हुआ था। पहनने के लिये प्रभुदत्त, सुमित्रा 
दीदी और जसवन्त्सिह की कृपा से अच्छा खासा सूट ओर रेशमी कमीज थीं। 
चोधरी रामधनर्सिह ने स्वयं बना कर एक जोड़ा सुन्दर बूट मी दिया था इसलिये 
सम्मानित भी जान पड़ता था। 


मिस सूरी पहले भी देहरादून रह गयी थीं | घूमते-फिरते उनकी परिचित, 
उनकी ही आयु की एक मराठी अध्यापिका से भी परिचय हो गया । उनसे यह 
मुलाकात मेरी ओर प्रकाशवती की अलग-अलग हुईं थी। मिस सूरी ने प्रकाशवती 
का परिचय पहले रिश्ते की बहन के रूप में दिया था | मुझसे मुलाकात होने 
पर मेरा परिचय रिश्ते के भाई डाक्टर के रूप में कराया | एक साथ मिलने 
पर हमारा सम्बंध पति-पत्नी का केसे बताया जा सकता था १ इसलिये ड।क्टर 
साहब को कुआरा ही बता दिया गया | डाक्टर साहब के कपड़े-लत्ते काफ़ी 
अच्छे थे। बताया, विलायात से पास कर के आये हैं | बम्बई में प्रेक्टिस 
अभी ही शुरू को है। मसूरी आये थे । देहरादून में भी कुछ दिन रह गये 
हैं। कुआरे, युवा ओर सम्पन्न डाक्टर के प्रति बीसेक वर्ष की कुमारी बेटी की 
माँ का सह्दृदय हो जाना कोई आरआश्चयं की बात नहीं थी | 


अध्यापिका ओर उनकी माँ के पड़ोस में एक ओर उसी आयु की बंग 
कुमारी अ्रध्यापिका भी थीं। इनके पिता उस समय देहरादून आये हुए थे । 
उन्हें भी डाक्टर साहब का परिचय पाकर बहुत घुख हुआ | सप्ताह में एक दिन 
इधर चाय हो जाती तो दूसरे दिन दूसरी ओर | यह सब सद्यृदयता यशपाल 
के रूप गुण के प्रति नहीं, विल्ञायत से पढ़ कर आये, बम्बई में हानंब्राई रोड 
पर प्रेक्टिस शुरू करने वाले, अभी अ्रविवाहित डाक्टर प्राणनाथ के प्रति थी। 
ब॑ंग कुमारी के पिता इलाहाबाद में, सम्भवतः पायोनियर के सम्बाददाता थे 
इसलिये बातचीत में उन्होंने इंगलेंड श्रोर लन्दन के विषय में कुछ जिज्ञासा 
की । इतने इंगलिश उपन्यास पढ़ चुका था कि कई स्थानों के नाम बता कर 
उनका समाधान कर सकता था | 


एक दिन श्रध्यापिका की माता का संदेशा मिला कि उनको तबीयत ख़राब 
हे | डाक्टर साइब देख जाय तो बड़ी कृपा हो | यह भूठ के पाल में पहला 


पुन; संगठन के प्रयत्न ] १०५ 
तीर लगा । अस्त, जाना तो पड़ा ओर जाकर कहा कि में तो डेन्टिस्ट डाक्टर 
हूँ । आपको ज्वर है। किसी दूसरे डाक्टर को बुल्ला लें। श्राखिर दृद्धा के 
दाँत में कष्ट कब तक न होता | वह दिन भी श्रा ही गया | दाँत का कष्ट 
स्वय॑ भी काफ़ी भुगत चुका था। कई बार डेन्टिस्टों के यहाँ जाना पड़ा था | 
सो बृद्धा का मुंह खुलवा ओर बिजली की टा्चे से बहुत ध्यान से देख कर 
कहा--“आप के दांत में काफ़ी खराबी है। भेरे ओज़ार यहाँ हैं नहीं। आप 
किसी डेन्टिस्ट के यहाँ दिखाइये | दरद रोकने के लिये एघ्परीन को पुढ़िया 
खाकर क्लोब आयल की फुरेरी लगा ल्ीजिये। कहने को तो बात बन गयी 
पर बनी रह न सकी। कैसे, यह गिरफ्तारी के बाद के प्रसंग में बताऊँगा, 
यानि एक बार बोला भूठ कितनी दूर तक पीछा करता है । 


रूस जाने की बात टलती ही जा रही थी। इस बीच अपने प्रति पूर्ण 
विश्वास न होने के तिरस्क्रार की चोट भी उतनी तोखी न रद्दो। खयाल 
आने लगा कि जो लोग विश्वास से मेरे साथ काम कर सकते हैं, उनके 
साथ मित्न कर क्‍यों न फिर से संगठन बांधा जाये ! सूरी परिवार कांग्रेस के 
लोगों में तो खूब परिचित था ही क्रान्तिकारियों में भी क्रम ऐसे लोग होंगे 
जिनसे उनका परिचय कभी भी न हुआ हो । जरा सा यज्ञ करते ही देहली में 
रामसिंह, हरिबन्धु समभादार ओर मेरठ में राजेन्द्रसिह (वारियर) रणधीरतिह 
आदि ऐसे लोग मिल गये जो मुझे खोज रहे थे । मेरठ के राजेन्द्रसिह आर 
रणधोर तो दो-तीन पिस्तौलें मी अपने ही प्रयत्ष से ले आये थे। माशो मां 
भी कानपुर से आकर दिल्लो में मुझे खोज रही थी | इतने दिन तक दल का 
संगठन बिखरा रहने और कुछ न होने से वे बहुत विरक्त थीं। उनका विश्वास 
था कि मैं कुछ कर सकूंगा । पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृष्णशंकर श्रीवास्तव ने अपने 
साथियों के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया । उसने दिल्लो में एक श्रायरिश 
महिला सावित्री देवी, ( उर्फ मिसेज जाफरअली ) से भी परिचय कराया। 
वे वैरिस्टर जाफ़रअली से प्यक होकर मांटेसरी पद्धति से बच्चों को शिक्षा का 
काम कर निर्वाह कर रही थीं। आयरिश द्वोने के नाते उन्हें अंग्रेज़ों से चिढ़ थी 
और अब भारत को अपना देश समझ कर विदेशी अंग्रेजी सरकार को इस देश 
से हटाने के प्रयत्न में साथ देना चाइती थीं। इन सभी लोगों की राष्ट्रीय भावना 
की दिशा हि०स०प्र०स० की समाजवादी भावना के अनुकूल थी । 


सूरी परिवार का सुशीला दीदी आर दुर्गा भाबी से भी सम्पक था। इतने 
सहयोग की आशा से उत्साहित होकर मैंने इन दोनों से भी मिल लेना उचित 


१०६ [ सिह्दावलोकन 


समझा | पहले सुशीला दीदी से सूरी के मकान पर मुलाकात हुईं | दीदी को 
ऐसा स्वस्थ और इतने श्रच्छे ढंग से पहरे ओढ़े देखने का अवसर न पहले 
कभी हुआ था और न बाद में हुआ । बहुत अ्रच्छा लगा परन्तु बात करने पर 
उतना नहीं। उन्होंने साफ़ कद्द दिया कि उन्होने बहुत कुछ देख ओर कर 
लिया है ओर इस मंभट में फेसना नहीं चाइतीं । उनके एक-दो दिन बाद 
दुर्गा भाबी से मुलाकात हुईं। उन्होंने उससे कुछ नरम उत्तर दिया--“आप 
लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है | कुछ होता देखूंगी तो में मी साथ हो 
जाऊँगी |” इसका कारण मुझे उस समय यही जान पड़ा कि मेरे सम्बंध में 
उन्हें जाने क्या-क्या बातें सुनने को मिली हैं। वे अधिकतर सुखदेवराज के दी 
सम्पक भें रही थीं । 


अपरोक्तष ओर रहस्य की अवस्था में रहने वालों के बारे में रहस्यमय 
बातें बन ही जाती है | गेर जिम्मेवार लोगों का कहना ही क्या | उस समय 
तक समाचार पत्रों में भी दो बार यशपाल की गिरफ्तारी के समाचार पढ़ चुका 
था | यह भी सुना कि कुछ मेहरबानों ने सह्नदय ल्लोगों से यह्व कह कर कि 
यशपाल ओर प्रकाशवती बड़ी संकट की अवस्था में हैं, प्रकाशत्रती को एक बच्चा 
हो गया है, राते पेड़ों के नीचे काटनी पड़ती हैं, काफ़ी रूपया हमारो सहायता 
करने के नाम पर ले लिया था जो कभी हम लोगों तक नहीं पहुँचा । दूसरी 
और यह भी सुना कि यशपाल्ञ शराब्र की बोतलें पी जाता है | दल के नाम पर 
हज़ारों रुपया लेकर उड़ा रहा है | 


इस किस्से का आधार यह था कि देहली में उन दिनों पंचकुहय्यां सड़क 
पर अपने पुराने साथी श्रानन्दस्वामों जी से भेंट हो गयी थी | आनन्दस्वामी 
वेद्यक सीखकर कुछ आयुर्वेदीय अमोघ श्रौषधियां बनाने लगे थे । मिलने पर 
उन्होंने मेरे गिरे हुए स्वास्थ्य के लिये बहुत चिंता प्रक्रट कर कुछ पुड़ियाँ 
ओर चार बोतले एक प्रकार के बसंती से रंग के अक की दे दीं | यही बोतर्ले 
शराब बन गयीं । सफ़ाई देने की ज़रूरत तो नहीं है । परन्तु १६९४१ तक मेरे 
मन में शराब के प्रति एक भय॑कर आतंक था । बियर की भी एक बूंद तक में 
अ्रक्षम्य समझता था। बाद में ही समझा कि यह कठमुल्लापन भी एक प्रकार 
का अ्रन्धविश्वास ही है | पर अफ़वाहों का क्या किया जा सकता था ! कपड़े 
तो लोगों ने ऐसे ही बनवा दिये थे जिनसे फिज़्लखर्ची का आभास हो 
सकता था। 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] 4६ 


कृष्णशंकर ओर राजेन्द्रसिंह ने सूचना दी कि कानपुर के ल्ञोग भी चाहते 
हैं एक बार फिर संगठन सम्बंधी बातें तय कर ली जायें और फिर संयुक्त 
रूप से ओर उचित ढंग से काम हो । मिलने के लिये लोगों ने गढमुक्तेश्वर 
का स्‍थान ओर समय गंगा-स्नान का मेला निश्चित किया । वहीं मेले में 
बैठक करना निश्चित हुआ । जनवरी के आरम्म की कड़ी स्दों थी | में और 
प्रकाशवती दोनों इस ब्ेठक में गये थे । बेठक में इतने अधिक लोगों को देख 
कर विस्मय ही हुआ । इससे पूव ऐसी बेठकों में प्रतिनिधि रूप में सात-श्राठ 
से अधिक आदमी नहीं होते थे | सुरेन्द्र पांडे, माशीमां आदि आये थे। पंजाब 
से पांडे की रहिन ओर कुछ लोग जिन्हें में जानता नहीं था, भी आये थे। मेरे 
मन में आशंका हो गयी कि पांडे दल-बल लेकर आया है कि बहुमत से अपनी 
बात मना सके | मन में खामुखा गुस्सा भर आया कि मुझे! यहाँ बुला कर 
बेवकूफ़ बनाया जायगा | 

पांडे ने परिस्थिति स्पष्ट करना आरम्म किया । सेंद्धान्तिक मतभेद मुझे 
पांडे से कुछ नहीं था । यही स्वीकार नहीं था कि वह सिद्धान्तों ओर संगठन 
का काम सम्भाल्ञ कर केवल खतरे का सामना करने की जिम्मेवारी मुझ पर डाल 
दे । पांडे ने सेद्धान्तिक ओर सशल्र दोनों ही तरह के कामों की आवश्यकता 
बता कर साफ़-साफ़ कह दिया कि सशस्त्र काम के लिये वह अपने आपको अयोग्य 
समभता है। अपने अनुभव के आ्राधार पर दल का सेद्धान्तिक और संगठनात्मक 
नेतृत्व वह कर सकता है | सशस्त्न संगठन ओर काय के लिये यशपाल सब से 
उपयुक्त है | हमें कायक्रम को सामूहिक रूप से निश्चय कर लेना चाहिये। 
पांडे की बात विचिन्न ज़गने का कारण यह था कि इससे पहले सेंद्धान्तिक 
ओर सशजख्ल सम्बंधी संगठनों को अलग-श्रल्लग रखने की आवश्यकता नहीं 
' समभी गयी थी। मुझे यह ध्यान न आया कि सेंद्धान्तिक रूप से हम उतने 
सचेत पहले हुए, भी तो नहीं थे । 


पांडे ने बात ऐसे ढंग से कही कि सोजन्य ओर तक के नाते उसका विरोध 
करते नहीं बनता था पर मेंने विरोध में कद्दा --“दोहरे नेतृत्व की कोई जरूरत 
नहीं है | अपने लक्ष्य ओर सिद्धान्त इस जानते हैं । रही बात, इस विषय में 
बहुमत से निर्णय कर लेने की; यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते ही 
नहीं । निर्णय के लिये वोट केवल मेम्बरों को देना चाहिये ।”” मेरा संकेत विशेष 
रूप से पांडे की बहिन ओर पंजाब से आये, मुझसे अ्रपरिचित साथियों की 
औझोर था | 


श्ण्द [ सिहावलोकन 


मेरा विरोध किया राजेन्द्रसिंह ने--“मेम्बर का क्‍या मतलब है १ जो 
जान लड़ा कर काम करने के लिये तेयार हैं, सभी मेम्बर हैं ओर उन्हें राय 
देने का अधिकार है ।” सभी ने उनका समथन किया । में क्या कहता" ! 
उसी समय सुरेन्द्र को बहिन बोल पड़ीं--“मेरा प्रस्ताव है कि नेता एक ही 
होना चाहिये।| कमाण्डर-इन-चीफ़ ही सब बातों का और कारयक्रम का निश्चय 
करे” ओर कमाण्डर-हन-चीफ़ के लिये उन्हों ने मेश। नाम रख दिया। 
सभी ने, स्वयं पांडे ने भी उसका समर्थन कर दिया। मुझे अ्रपने व्यवहार पर 
बहुत लजा अनुभव हुई । पांडे ने फिर भी सेद्धान्तिक पहलू की उपेक्षा न करने 
पर ज़ोर दिया ओर यह भी तय हो गया कि पांडे हमारे सिद्धान्तों के अध्ययन 
ओर उनके लिये सावंजनिक आधार बनाने के लिये विशेष रूप से काम करे | 
इस बेठक में हम लोगों ने यद्द भी तय किया कि हमारे भावी कार्यक्रम का 
रूप आतंकवादी न होकर गो रिल्ला युद्ध के रूप में क्रान्ति का प्रयत्ञ हो | हम 
अंग्रेज़ी सरकार के विरोध को सार्बजनिक सशस्त्र रूप दें | बेंठक के बाद 
कष्णुशंकर ने मुझ से बात की कि बंगाल के साथियों का भी एक प्रतिनिधि 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिये आना चाहता था पर इस समय उसका पहुँचना 
सम्मव न हो सका । वे लोग भी मुझ से मित्तना चाहते हैं | पूर्वी उत्तर प्रदेश 
में कुछ करने की एक आयोजना उनके सामने हे। इस सम्बन्ध में जरा विस्तार 
से बात करना आवश्यक है । मेंने इलाहाबाद २२ जनवरी की संध्या पहुँचने 
का वचन दे दिया । 


भविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में गढ़मुक्केश्वर के निश्चय के अनुसार, 
हमारी कल्पना केवल गिने-चुने पिस्तोौल्न-रिवाल्वरों ओर बमों पर भरोसा न कर, 
विद्रोह को सावजनिक रूप देने की थी | अंग्रेज़ी शासन की नींव पुलिस के 
थाने और सेनिक छावनियाँ थीं | देहरादून आकर मैंने एक नया घोषणापत्र 
लिखा | इसका सार ओर भाव इस प्रकार था-- 

“हिं०स०प्र०स० की शक्ति जगह-जगह बिखरे हुए कुछ सशत्र नौजवान ही 
नहीं हैं बल्कि देश के करोड़ों आदमी, जिनके हृदय अंग्रेज़ी शासन के श्रत्या- 
चार ओर कलंक से जल रहे हैं, देश की आज़ादी के लिये लड़ने वाली शक्ति 
हैं। देश के सभी श्रम करने वाले किसान ओर मज़दूर जो आर्थिक और राज- 
नेतिक पराधीनता में अपने मेहनत का फल्ल नहीं पा सकते और मनुष्यों जेसे 
जीवन से वंचित हैं परन्तु मनुष्य बन कर जीवित रहना चाहते हैं, इस देश के 
स्वतंत्रता के युद्ध की सेना हैं। 


।4/५ ७ |]! 
पुनः संगठन के प्रयत्न ] १०६ 


हि०्स०प्र०स० ऐसे सभी व्यक्तियों ओर समूहों से स्वतंत्रता के 
लिये लड़ाई के प्रयत्न में सहयोग की शञ्राशा रखता है। आपके इलाके 
में अंग्रेज़ शासन का केन्द्र थाना या सेनिक छावनी आपके दमन, श्रापकी 
परतन्त्रता की बेड़ी ओर कलंक हैं। इन स्थानों को नष्ट कर के अंग्रेज़ी शासन 
को असम्भव बना देने की जिम्मेवारी आप पर है। विदेशी शासन पर चोट 
करने के लिये राइफलों ओर बमों की प्रतीज्ञा करने की आवश्यकता नहीं । 
विदेशी सरकार के कब्जे में जितने हथियार हैं, वे आप के ही हैं । जो भी 
साधन आपके हाथ में हो, वही आपके शत्त्र हैं। इस क्रान्ति का मार्ग शोलापुर 
और चोरीचोरा ने आपको दिखा दिया है। आपको किसी के आदेश की 
प्रतीज्ञा करने को आवश्यकता नहीं | अंग्रज़ सरकार पर प्रत्येक चोट देश को 
आज़ादी का काम है। देश के पतीस करोड़ लोगों की ऐसी इच्छा को संसार की 
कोई शक्ति दबा नहीं सकती | अंग्रेज़ी सरकार की नोकरी कर, देश को गुलामी में 
बांधने वाले लोगों को यह चेतावनी है कि उनका काम देशद्राह है| ऐसे लोगों 
के सामने वीर गढ़वालियों ने पेशावर में कर्तव्य का उदाहरण पेश कर दिया 
हे | देश की शत्रु सरकार की सेवा आर सहायता कर्तव्य ममभ्कना देशद्रोह है। 
अपने पेट के लिये ऐसा देशद्रोह करने वाले को दण्ड देने का अधिकार प्रत्येक 
देशमक्त को है | हमारा लक्ष्य देश से देशी-विदेशी शोषण को समाप्त करना 
ओर देश के सब परिश्रम करने वालों को श्रात्म-निर्णय का अधिकार देना है 
जिसमें सभी ज्ली-पुरुषों को समान रूप से रोज़ी कमाने, विकास करने ओर अपने 
परिश्रम का पूरा फल पाने का अवसर होगा । ह० यशपाल” ह 


इस से पूव हि०स०प्र ०स० के घोषणा पत्रों पर श्राज़ाद 'बलराज” के कल्पित 

से हस्ताक्षर करते थे। आज़ाद के शहीद हो जाने की बात सभी को मालूम 
थी ओर जगह-जगह मुखबिरों के बयानों से यह भी मालूम हो चुका था कि 
हि०स०प्र ०स० के कर्मांडर-इन-चीफ़ चन्द्रशेलर आज़ाद थे। इस घोषणापत्र 
पर हस्ताक्षर करने वात्ञा व्यक्ति काल्पनिक न जान पड़े इसलिये मेने इस पर 
अपने असली नाम से हस्ताक्षर किये | पत्रों से यह सभी को मालूम हो चुका था 
कि फरार यशपाल एक वास्तविक व्यक्ति है, कल्पित जीवन नहीं | यह भी 
कहा जा सकता है कि इसमें मेरा अहंकार औश्रोर प्रसिद्धि प्राप्त करने की महत्त्वा- 
कांच्ा छिपी थी लेकिन इस काय में अंग्रेज़ी सरकार के क्रोध को निमन्त्रण भी 
कम नहीं था | इससे पहले हम श्रपने घोषणापत्र केवल अंग्रेज़ी में प्रकाशित 


११० [ सिहावलोकन 


करते ये | इस बार मैंने इसे हिन्दी ओर उदू में मुख्य रूप से छपाये जाने का 
आग्रह किया । 

सोचा कि अब काम करना है तो देश के एक कोने, देहरादून में रहने से 
नहीं हो सकेगा । उस समय देहरादून आज की तरह भीड़ ओर कोलाइल से 
भरा बड़ा नगर नहीं, एक शांत उपबन-सा था | प्रायः वयप्रास, कामकाज से 
छुट्टी लिये हुए. लोगों की जगह थी जहाँ कल्पना ओर कल्ला की साधना निविष्न 
की जा सकती थी । उसे छोड़, दिल्ली में रहने का निश्चय कर, जनवरी में में 
ओर प्रकाशवती दोनों ही दिल्ली त्रा गये | दिल्ली में अभी कोई अ्रपनी जगह 
नहीं ली थी । सूरी परिवार के मकान में ही टिके हुए थे। इलाहाबाद से लौट 
कर जगह ठीक करने का विचार था। 

जनवरी २२ सुबह की गाड़ी से इलाहाबाद जाना था । रात ब्रठक की तरह 
उपयोग होने वाले बड़े कमरे के फश पर ही बिस्तर लगा कर सो गया था । 
सुबह जल्दी उठा तो समीप ही मगत जी ( श्रीकृष्ण सूरी के पिता ) कम्बल 
ओढ़े बेठे थे | उन्हें दमे का कष्ट था | नींद कम श्राती थी। में बात करने 
लगा--“भगत जी, रात बहुत विचित्र स्वप्न देखा ।” रात देखा स्वप्न उन्हें 
बताया--मैं गिरफ्तार हूँ और मुझे फाँसी पर लठकाया जा रहा है। उस 
समय तक फाँसी लगाने की व्यवस्था देखी नहीं थी उसके विषय में सुना ही 
था । स्वप्न में दिखाई दिया कि चारों ओर हथियार बन्द पुलिस खड़ी है । 
दो शहतीरों के ऊपर रखी शद्दतीर से लटकी खूब सफ़ द सूत की रस्सी का फँदा 
मेरे गले में डाल दिया गया है । मुकसे अंग्रेज़ी में पूछा गया --“ुम्हें कुछ 
कहना दे १” मेंने उत्तर दिया--“मुझे कुछ नहीं कहना ।”” इसके बाद मेरे 
पाँवों के नीचे के तख्ते को कई बार खींचा गया पर वह हटा नहीं -**“*“मेरी 
आँख खुल गयी । 

भगत जी ने स्वप्न सुन कर इसका अर्थ बताया कि कोई आपत्ति मुझ पर 
आने वाली थी लेकिन टल्न गयी | आपत्ति आने की आशंका तो बनी ही रहती 
थी श्रोर लोगों से सुन-सुन कर यह भी विश्वास था कि या तो गिरफ्तार होते 
समय लढ़ते हुए, मारा जाऊंगा वर्ना फांसी तो होगी ही । श्राज़ाद की तरह 
अपनी श्राखिरी गोली स्वयं सिर में मार लेने का विचार कभी नहीं आया | 
शायद उतना साइस न था । 


इलाहाबाद गाड़ी रात नो-साढ़े नौ पहुँचती थी। कृष्णशंकर श्रीवास्तव ने 
इलाहाबाद अपने मिलने का पता हिवेट रोड, कृष्णा होटल के ऊपर आयरिश 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] १११ 


महिला सावित्री देवी का मकान बताया था। मेरा इरादा था कि अपनी पुरानी 
परिचित जगहों में से कहीं ठहर जाऊंगा ओर सुबह जाकर कृष्णशंकर से मिल 
लूंगा । वह स्टेशन पर ही लेने आ पहुँचा था। यह श्रादर कुछ अधिक ही जान 
पढ़ा | वह लेने श्राया था तो उसी के साथ जाना पड़ा | उसने आयरिश महिला 
के ही मकान पर पहुँचा दिया | यह मुझे उसी समय खटका । खटका इसलिये 
कि देशी पोशाक ओर देशी बस्ती में रहने वाली योरुपियन मद्दिला की ओर 
सभी का ध्यान जाता था । मेरे वहां जाने से मेरी ओर भी ध्यान आकर्षित 
होता । में ऐसी स्थिति से सदा बचने की कोशिश करता था | सावित्री जी ने 
इतनी आत्मीयता से आतिथ्य किया कि कुछ कह ही नहीं सकता था | 


में सो जाने की तेयारी करने लगा | अ्रपना गरम कोट खु'टी पर टांग 
दिया था । आज़ाद का मुझे विशेष रुप से दिया आठ गोली का बढ़ा पिध्तौल 
ओर फालतू मेंगज़ीन इसी कोट की जेब्र में थी। सोते समय में पिस्तोल और 
मेगज़ीन तकिये के नीचे रख लेता था | 


सोते समय पिस्तोल तकिये के नीचे रख लेना स्वभाव बन गया था| 
पिस्तौल तकिये के नीचे मोजूद होने की चेतना नींद में भी बनी रहती थी | 
इसके परिणाम स्वरूप एक बार विकट घटना होते-होते रह गयी । 
उस साल बरसात में हम लोग देहरादून के खुड़बड़े मुहल्ले में थे। एक 
रात बराम्दे में सो रहे थे। मेरी चारपाई से प्रायः पांच-छु: फुट परे सूरी की 
बड़ी बहिन अपने कुछ मास के बच्चे के साथ सो रही थीं । बीच में स्ट्ूल पर 
हरीकेन लालटेन जल रही थी | खटमल काटने से बच्चा रो पड़ा | मां ने उठ 
कर बिस्तरे से खटमल बीनने शुरू किये। उनकी नज़र मेरे तकिये की ओर 
गयी तो वहां भी एक मोटा खटमल चलता दिखाई दिया | खठमल काटने 
से में भी परेशान होऊँगा, इस विचार से वह मेरे तकिये से खटमल पकड़ने 
ज्ञगीं | खटमल तकिये के नीचे घुस गया | खठमल को पकड़ने के लिये 
उन्होंने तकिये का सिरा उठाया ही था कि मैंने नींद की श्रद्ध-चेतना में हाथ 
मार कर उनका हाथ परे हटा दिया | दूसरे हाथ से पिस्तोल उठा, उनकी 
शोर लक्ष्य किया ही था कि वे चिल्ला उठीं-“'भेया"”|” तब तक में 
सुध में आ गया । 


श्रीवास्तव ने कहद--“में मिलने वालों से सुबह का समय ओर स्थान 
निश्चय कर आऊ' | श्रब सुबह ही पांच-साढ़े पांच लोटुंगा | बाहर जाने के लिये 


११२ [ सिहावलोकन 


उठ कर अपना अलवान उसने एक ओर डालते हुए कहा--“भेथा, बड़ा जाड़ा 
है | तुम्हारा कोट यहन जाऊं १” 


मेंने उसे पिस्तीज् निकाल कर मुझे दे देने ओर कोट ले जाने के लिये कह 
दिया । श्रीवास्तव ने दीवार के समीप पड़े रिवाल्वर की ओर संकेत कर कहां--- 
“यह है रिवाल्वर | मदर के पास झऔओर भी है ।?--श्रीवास्तव सावित्री जी 
को मदर या मां कह्ट कर सम्बोधन करता था और वे भी उसे पुत्र ही मानती 
थीं। वह सुबह तड़के जल्दी लोटने के लिये कह कर चला गया | 

उसके जाते ही समीप पड़े रिवाल्वर को तकिये के नीचे रखने से पहले मेंने 
गोलियाँ निकाल कर खाली चल्ञा कर देखा तो पाया कि उसकी च्खों श्रटकतो 
थी पर दूसरे हाथ से घुमा देने से चल पढ़ती थी | दो-तीन बार रवां कर के देखा 
ओर रिवाल्वर तकिये के नीचे रख कर सो गया | दूसरे रिवाल्वर के विषय में मेंने 
पूछा ही नहीं | 

सुबह जल्दी नींद खुल जाने को मेरी आदत बचपन से चली आती है । 
नींद खुलने पर घड़ी देखो, सवा पांच बजे थे | देखा कि सावित्री जी भो उठ 
बेठी हैं । उन्होंने पूछा---““चाय बनाऊ १” उठते ही बिस्तरे में एक प्याल्ा 
चाय मिल जाना भी अ्रच्छा लगता है | वे स्पिरिट-स्टोव जला कर चाय बनाने 
लगीं. खयाल आया, श्रीवास्तव आता ही होगा । 

सावित्री नी को जगह दूसरी मंजिल पर थी | जीने पर आइट मालूम हुई । 
मेंने सोचा, श्रीवास्तव होगा पर आहट कुछ अधिक जान पढड़ो । 

“काई आ। (हा हे?---सावित्री जी ने कहा । 

“यह तो कई लोगो के आने की आ्राहट हे?”--.मेंने उत्तर दिया। 

दरवाजा खटका ओर खटकाने के ढंग में धमकी-सी जान पढ़ी । 

“कोन है १”?--सावित्री जी ने अंग्रेज़ी में पूछा । 

“दरवाजा खोलो !”?--दूसरो ओर से अंग्रेज़ी में हुक्म आया । 

“में पूछती हूँ, कोन है ९? 

“पुत्णषित | जल्दी दरवाजा खोलो |?” 


रोएं खड़े हो गये। मरे मस्तिष्क में बिजलो-सी दोढ़ गयी--अंतिम समय 
आा गया | सावित्री जी ने मेरी ओर शंका से देख कर दरबाज़े की ओर उत्तर 
दिया---““पुल्लिस को यहाँ क्‍या काम है १? 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] ११३ 


“हम मकान की तलाशी लेना चाहते हैं । जल्दी खोलो नहीं तो दरवाज़ा 
तोड़ दिया जायगा ।”--बातचीत अंग्रेज़ी में ही हुई । 


सावित्री जी ने मेरी और देखा | 


“आप दरवाजा खोल दीजिये और एक तरफ हट जाइये। में लड़ंगा । 
आप बीच में न आइयेगा | आप दरवाज़ा खोलिये ।”-- मेंने तकिये के नीचे 
से रिवाल्वर लेते हुए कहा । 

सावित्री जी दरवाज़े की ओर गया | मेंने दरवाज़े की ओर रिवाल्त्रर साधा 
कि दरवाज़ा खुलते ही भीतर आने वाले पर गोत्ली चल्लाऊंगा | तुरन्त ख्याल 
आया कि पहिले गोली सावित्री जी को ही लगेगी और जग देखं । में भीतर 
ऊे कमरे की और गया । ऐसे समय तक का अवसर तो रहता नहीं । पहले से 
जमे विचार ही काम करते हैं। मन में दोनों ही बातें थीं; भाग जाने की कोई 
राह मिलन जाये तो भाग जाऊ नहीं तो आड़ लेकर श्रच्छी तरह लड़ । 


मकान से अपरिचित था | पिछुज्े कमरे के साथ बगल में छोटा आँगन था। 
आँगन में पहली बार इती समय गया | सामने अपने तिर से ऊँची नालीदार 
टीन की दीवार थी । दीवार पर हाथों का ज़ोर देकर दूसरी श्रोर कूद रह्दा था । 
पीठ पीछे से गोली चलने की आवाज़ श्रायी ओर मेरे सिर के ऊपर से सनसनाती 
हुई एक गोली निकल गयी | कूद कर दूसरी ओर चकले पत्थर के फशे पर गिरा 
ही था कि समीप भी एक गोली आकर टकरायी । 


मैंने मुढ़कर उकड़्‌ बैठ कर देखा कि एक योरुपियन टीन की दीवार के 
कोने से मुझ पर पिछ्तोज् से गोली मार रहा है । मेंने उसकी ओर गोली 
चलायी | योखपियन का सिर नीचे छिप गया । नीचे गली में से धढ़ा-धड़ कई 
गोलियां चलने की आवाज़ आने लगीं [। 


ज्यों ही योरपियन दीवार के ऊपर सिरा निकाल कर मुझ पर गोली 
चलाता में भी उस पर गोली चला देता | रिवाल्वर श्रढ़ रहा था | उत्ते हर 
बार दूसरे हाथ से चालू करना पड़ता था। मेरा प्रतिद्वन्द्दी दो गोलियां मार 
लेता इतने में में एक ही चला पाता | रिवाल्वर में छु। ही गोलियां थी | जल्द- 
बाज़ी में श्रोर गोलियां नहीं ले सका था | गोलियां समाप्त हो गयीं | मुझ 
पर चलायी गयी एक भी गोली मुके नहीं लगी। कुछ तो योरुपियन को 
अपने बचाव की घबराहट थी, कुछ अंधेरे का दोष । यही बात मेरे साथ हुईं। 


११४ [ सिद्दावलोकन 


मेरी गोलियां समाप्त हो जाने पर जब योरुपियन ने सिर निक्राल कर मुझ पर 
गोली चलायी तो मेंने खाली रिवाल्व॒र उस पर दे मारा | 


इस बार योरुपियन ने सिर उठाया तो पिस्तौल मेरी ओर साध कर भी 
उसने गोली नही चलायी ओर बोला -“'२०७ ए0५७ &6 पा8&777८0./! 
( अब तुम्हारे पास हथियार नहीं है | ) 

वह एक क्षण के लिये ठिठका | उसका स्वर बदल गया--““श्रच्छा, इस 
ओर आ जाइये |“ में मदद करूँ १?--योरुपियन अफसर ने किसी ऊँची 
चीज़ पर पांव रख कर अपना हाथ सहायता के लिये टीन की दीवार के इस 
शोर लटका दिया । 

“घन्यवाद |”? 

में सहायता के ब्रिना ही उस और जाने के लिये दीवार पर उचका शोर 
उस ओर कूद गया। अब देखा कि टीन की दीवार को थामने के लिये दीवार 
के साथ दो फुट ऊँची थूनी बनी हुईं थी | योर्पियन इसी पर पांव रख कर 
टीन की दीवार के ऊपर से गोली चला रहा था ओर मुझे सहायता देने के 
लिये उसने वहां चढ़ कर मेरी श्रोर हाथ लटठकाया था । 

“कोई चोट तो नहीं ज्गी १”---उसने मुझसे पूछा । 

“नहीं, धन्यवाद [?- “आशा है आपको भी चोट नहीं क्षगी होगी।” 
मैंने पूछा । 

योरुपियन ने घुटने के पास मेरे पायजामे पर बने खून के धब्बे की ओर 
संकेत किया--“यह दाग केसा है १?” 

मेंने टटोल कर देखा औ्रौर उत्तर दिया--“कुछ नही, दीन से खोंच लग 
गयी है ।”! 

योदपियन ने अपना परिचय दिया---“मेरा नाम डी० पिल्डिच है | में 
स्पेशल पुलिस का सुपरिन्टेन्डेन्ट हूँ | में जानता हूँ, आप मिस्टर यशपाल हैं।”” 

“धन्यवाद ! १9 


इसो समय एक थानेदार या हैड कांस्टेबल एक अंगोछा बंटते हुए मेरे 
हाथ बांध देने के लिये आगे बढ़ा | पिल्चिड ने उसे पीछे इटने के लिये कह 
कर मुझे सम्बोधन किया--“में समझता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्‍या 
खयाल है !?” 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] ११५४ 


“जेसा आप उचित सम ! मेरे खयाल में तो नहीं है ।” 


पिल्डिच ने कह्टा---“आप बिस्तर से ही उठे हैं। कपड़े बदल लीजिये | 
हम प्रतीक्षा करेंगे ।? 


में सोते समय केवल एक कमीज, पायजामा पहने था। “नहीं ऐसे ही ठीक॑ 
है??- मेने उत्तर दिया--“ऐसे ही रहता हूँ |?” 

“नहीं नहीं, हम जानते हैं आप ढंगसे कपड़े पहनते हैं । कोई जल्दी नहीं 
है। कपड़े पहन लीजिये। बहुत सर्दी भी है ।” 


“मैं एक कम्बल ले लुंगा, बस !”” 

“जैसी आपकी इच्छा ।?! 

चलते समय मेंने सावित्री जी को नमस्कार कर क्षमा मांगी--“खेद है, 
मेरी वजह से आप को भी कष्ट हुआ ।”” 


' सावित्री जी ने सिर ऊँचा कर उत्तर दिया--“खेद नहीं, इस बात के लिये 
मुझे गवे है ।”? ओर पिल्डिच की ओर संकेत कर कहती गयीं--““मैं इन अंग्रेज़ 
अत्याचा रियों से बहुत घृणा करती हूँ |?! 
स्पष्ट ही था कि मुकदमे में अशान की आड़ लेकर सज़ा से बच जाने की 
इच्छा उन्हें नहीं थी । 
पिल्डिच ने थानेदार का हुक्म दिया-''इस घर की तलाशी लेकर मुनातिब 
कारवाई की जाय ।?--औओर मुझे लेकर एक दूसरे श्रफ़तऋर श्रौर तोन-चार कांस्टे 
बल्लों के साथ नीचे उतर आया। नीचे सड़क पर एक कार और दो-तीन पुलिस 
लारियां खड़ी हुई थीं। कांग्रेस का कए्डा लिये कुछ लोग विस्मय में एक 
और खड़े थे | यह राष्ट्रीय सप्ताइ--२६ जनवरी को प्रभातफेरी करने वाल्ला 
दल था | वे लोग देश की स्वतन्त्रता की पुकार कर रहे थे । अ्रपने ढंग से में 
भी यह ही कर रहा था परन्तु हम एक दूसरे के लिये बेगाने थे | गोलियों की 
आवाज़ से कुछ ओर लोग भी इकट्ठे हो गये थे । 
एक कार में पहले पिल्डिच बेठा, बीच में मुझे बेठाया गया। मेरी दूसरी 
झोर एक श्रोर अफ़सर बेठा | डाइवर के साथ सशत्न तिपाही था | गाड़ी चल 
पढ़ी । श्रागे ओर पीछे एक-एक लारी चल रही थी। कुछ ही दुर जाकर 
प्ल्डिच ने मेरे दूसरी ओर बेठे अफ़तर का परिचय कराया--यह एक डिप्टी 
सुपरिन्ठेन्डेन्ट मि० मिश्र थे । 


११६ [ सिहावलोकन 


मिश्र जी ने बात शुरू कर दी--“आप पंजाबी हैं न ! में पंजाब में बहुत 
दिन रहा हूँ | पंजाबी स्वभाव से बहादुर द्वोते हैं ।” वे पंजाबी में बोलने 
लगे-“बहुत सर्दी है । चल कर चाय पियेंगे या लस्सी १ पंजाबियों को सर्दी 
में भी लस्सी ही माती है ।”! 


मेंने ज़रा सख्ती से मिश्र जी की ओर देख कर अंग्रेज़ी में उत्तर दिया-- 
“मुझे; इस तरह के मज़ाक पसन्द नहीं हैं |” 

मिश्र जी चुप हो गये श्रोर एक क्षण बाद उन्होंने उत्तर दिय ---“ 80) 
5079? (मुझे खेद है|) 


चिढ़ जाने की कोई बात नहीं थी । कोई ऐसा मज़ाक भी नहीं था। मेरा 
यह व्यवहार मार खाकर भी सम्मान बनाये रखने का व्यथ प्रयत्न था | 

गाड़ी केनिंगरोड पुलिस स्टेशन के भीतर पहुँच गयी । ड्यूटी के लोग दौड़ 
भग्राये | पिल्डिच ने हवालात की एक कोठरी में एक कुर्तों ओर छोटी मेज 
रखने का हुक्म दिया । मुझसे पूछा --“चाय लाने के लिये कह द १?” 

“जी हां, धन्यवाद ।” 


“कोई ज़रूरत हो तो आप सन्देश भेज सकते हैं। शायद में स्वयं ही 
मिलूं | १) 

पिल्डिच ओर मिश्र जी चले गये और हवाक्ञात की कोठरी का लोहे की 
छुड़ों का दरवाज़ा बन्द हो गया | एक सिपाही संगीन चढ़ी राइफल लेकर 
सामने पहरे पर खड़ा हो गया | 

साथियों का विश्वास था कि में विश्वासधात के कारण पकड़ा गया हूँ | 
मेरे जेज् में रहते समय मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों की माफेत इस 
सम्बन्ध में मुझसे भी पूछा गया । जेसे मेंने घटना का वर्णन किया है, मुमे 
उस समय कृष्णशंकर श्रीवास्तव पर सन्देह था ;--उसका मुझे सावित्री जी 
के यहाँ लाकर टिका देना, भेरा पिस्तोल लेकर चले जाना ओर सुबह पुलिस 
का आ पहुँचना, पिल्चिड का स्वय॑ ही कट्दना- आप मिस्टर यशपाल्त हैं श्रादि 
बातें बहुत स्पष्ट थीं। मेरे इलाहाबाद आने की बात केवल्ष कृष्णशंकर को ही 
म्रालूम थी | 


सावित्री जी पर तो मेंने स्वप्न में भी सन्देह नहीं किया। मुके श्राश्रय देने 
के कारण उन्हें चार वर्ष जेल की सज़ा मिली थी। जेज्ञ भें रहते समय मेंने 


पुनः संगठन का प्रयत्न ] ११७ 


अफ़वाह सुनी थी कि किसी ने कृष्ण्शंकर पर गोली भी चलायी थी पर सफल 
न हुआ | बाद में वह अपनी रक्षा के लिये सत्याग्रह में जेल चला गया था। 

जेल से छूटने पर भी जब लोगों ने यही प्रश्न मुझ से पूछा, मेरा उत्तर 
था--“अब सब समाप्त हो गया | इस झगड़े को उठाने की जरूरत नहीं ।?” 
बहुत दिन तक सोचते-सोचते यह भी खयाल आने लगा था कि सम्भव है 
उस रात कृष्णशंकर ने जाकर जिन आरदमियों से बात की हो उन्हीं ने पुलिस 
को खबर पहुँचा दी हो | कृष्णशंकर इतना तो समझ ही सकता था कि मेरे 
सावित्री जी के यहाँ गिरफ्तार होने पर वे भी ज़रूर मुसीबत में फेसंगी । सावित्री 
जी के लिये कृष्णशंकर के मन में कुछ आदर होना हद्दी चाहिये था । सावित्री 
उस पर अन्धविश्वास करती थीं । उन्होंने केवल कृष्णुशंकर पर सन्देह ही नहीं 
किया बल्कि १६३८ में मेरी रिहाई के बाद जब में भुवाली में था, वे कृष्ण- 
शैकर को लेकर मेरे पास आयीं। उन्होंने अनुरोध किया कि में लिख कर दे 
द कि मुझे कृष्णशंकर श्रीवास्तव पर सन्देह नहीं है । 

मेंने उस समय भी उनके प्रति कृतशञता प्रकट की | मेरे कारण उन्हें पहुँचे 
कष्ट के लिये खेद प्रकट किया ओर कहा--“'में अब्र यह नहीं कद्द सकता कि 
सोलह आने निश्चय ही कृष्णशंकर श्रीवास्तव ने मेरे साथ विश्वासधात किया 
है| मुझे मालूम नहीं यह किसने किया इसलिये में यह लिश कर भी नहीं दे 
सकता कि कृष्णशंकर श्रीवास्तव ने यह काम नहीं किया ।?? 

साविन्नी जी के मकान पर गिरफ्तार होते समय जब मैंने अपने कारण 
उन्हें होने वाली परेशानी के लिये खेद प्रकट किया था तो उन्होंने उत्तर दिया 
था--“खेद की बात नहीं, मुझे इसके लिये गव है।” जेल में रहते समय भी 
मेरी वकील श्यामकुमारी नेहरू मज़ाक किया करती थीं --“तुमने बुढ़िया पर क्या 
जादू कर दिया है। सुना हे वह हवालात की कोठरी में तुम पर कविता लिखा 
करती हैं ।” लेकिन १६३८ में उनका अनुरोध पूरा न कर सकने के बाद मैंने 
सुना कि वे लोगों से कहती थीं कि यशपाल बड़ा नीच ओर कृतध्न है ! 
अफ़सोस, मेंने उसके लिये कष्ट सह्दा | 


भारत में सशल्ल क्रांन्ति के लिये, हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातन्त्र सेना 
द्वारा किये गये प्रयत्नों से सम्बन्ध मेरे संस्मरण तो मेरी गिरफ्तारी की घटना से 
ही समाप्त हो जाते हैं परन्तु पाठकों की जिशासा के विचार से कुड्ठ और प्रसंगों 
की चर्चा भी प्रासंगिक हो सकती है, उदाहरणतः जेलों में क्रान्तिकारियों के 
अनुभव श्रोर फिर कांग्रेसी शासन में उनकी जेलों से रिहाई की समस्याएँ । 


जेल में 
हवालात ओर पुलिस 


इलाहाबाद , हिवेट रोड से गिरफ्तार कर मुझे केनिंग रोड के थाने में पहुँचा 
कर हवालात में बन्द कर दिया गया । भय ओर उत्तेजना उत्पन्न करने वाली 
परिस्थितियों का प्रभाव निश्चय ही मेरे व्यवहार पर पढ़ा | परिस्थितियों का 
मतलब मेरी उस समय की शारीरिक परिस्थिति से तो हे ही, साथ ही मेरे मन 
में बेठी धारणाओं ओर सम्मावनाओं से भी है | मुख्य धारणा थी कि लाहोर 
प्रढ़यन्त्र के मामले में यदि सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गयी है तो सब 
मुकद्दमों को मित्ता कर मुझे; वह सज़ा न दी जाने का कोई कारण नहीं | इस 
घारणा में दूसरे लोगों का विश्वास भी सह्दायक था । मुझे जानने वाले प्रायः 
सभी लोगों का ऐसा अनुमान था। यह भी आशंका थी कि पुलिस मुझे अधिक 
से अधिक कष्ट देकर, अनेक घटनाओ्रों और दूसरे लोगों की बाबत जानना 
चाहेगी। इन अनुमानों का परिणाम था कि मुझे मृत्यु के लिये ओर सभी 
सम्भव कष्ट सहने के लिये तैयार रहना चाहिये। मेंने श्रपना बस चलते कोई 
कसर नहीं छोड़ी | अ्रपने शत्र से भी मुझे ऐसे ही व्यवहार की आ्राशा करनी 
चाहिये। अपने व्यक्तिगत सम्मान श्रोर श्रपने दल के सम्मान के प्रति मेरा 
कर्तव्य है कि में कष्ट को गम्मीरता ओर ,साइस से सह कर आत्मसम्मान को 
सुरक्षित रखूं | इस परिस्थिति और कर्त्तव्य की धारणा के प्रति बहुत श्रधिक 
सतक रहने की चेष्टा से; यदि में तिज् भर भी दबा तो फिर दबने का कोई अ्रन्त 
न रहेगा, व्यवहार में श्रनावाश्यक उग्रता भी आ गई । 


हवालात का दरवाज़ा बन्द होने के प्रायः दस मिनिट बाद एक सिपाही 
ने आकर पुकारा--“यह चाय ले लो |!” 


जेल में ] ११६ 


मैं दरवाज़े की ओर पीठ किये बैठा था | पलट कर देखा, आलमीनियम 
का मेला गिल्ञास दरवाज़े के सींखचों से भीतर रख दिया गया था। सिपाही 
दो-चार कदम ही लोग होगा । मेंने वह गिलास उठा कर बाहर फेंक दिया । 


पांचेक मिनिट बाद दारोगा साहब आये और सहानुभूति से बोले--“'चाय 
आप ने फेक दी १” 


“में ऐसी चाय नहीं पीता हूँ ।”---उत्तर दिया 
“अच्छा, टे में मिजवा दें १?” 
जी हो [! 


कुछ देर बाद, शायद नज़दीक के किसी होटल से, ट्रे में चाय, दूध ओर 
शकर अलग-शअ्र॒लग ओर प्याज्नी वगेरा आ गयी | दरोगा साहब ने मुआफ़ी भी 
माँग ली कि यह लोग जंगली जानवर हैं, चाय पीना क्या जाने १ दारोगा जी 
की इस सौजन्यता का कारण मेरे संकट भेलने के उद्देश्य से सहानुभूति थी या 
मुझे सुसंसक्ष। समझना था । खेर, जंगली जानवर की तरह सींखचों में तो मैं 
ही बन्द था । 


आधे या पोन घंटे के करीब और गुज़रा होगा । कोठरी के बाहर बहुत 
दोड़-धूप और मुस्तेदी दिखाई दी | दो सिपाही राइफलों पर संगीनें चढ़ा कर 
खड़े हो गये | हवालात का दरवाज़ा खुला। दो अंग्रेज़ों ने कोठरी में प्रवेश 
किया । एक जरा भारी से कद का नाठा-सा और दूसरा अच्छा कद्दावर था। 
दोनों ही प्रोढ़ थे । 

“गुडमारनिंग--आ्राखिर तुम पकड़े ही गये १? (8(858 ए९ 3५८ ६०( 
५४००)-- इनमें से एक ने भीतर आते हुए ताना कस दिया | 

“गुडमारनिंग”-.-उत्तर दे कुर्सी से उठ कर मैंने कह्टा---“कुर्सी कोठरी में 
एक ही है। आप लोगों को कहाँ बेठने के लिये कहूँ ! में यह भी नहीं जानता 
कि किन सजनों से बात करने का सोभाग्य मुझे मिला है ।? 


उन में से नाटे कद का व्यक्ति ही बात कर रहा था--“'आ मिस्टर यशपाक्ष 
हैं| हमें नहीं पहचानते १? उसने विस्मय प्रकट किया---“हमारी खोपड़ी उड़ा 
देने के लिये पिस्तोल लिये आपने बीसियों चक्कर हमारे बंगलों के लगाये होंगे।” 


साहब को इस अहस्मन्यता पर उस समय भी मुस्कराहट आ गयी । उसे 
सान्‍्तवना दी--“हो सकता है ऐसी आशंका के कारण आप क्योगों को कई रातें 


१२० [ सिहावलोकन 


नींद न थ्रा सकी हो या इत बिचार से आप ने गोरव भी अनुभव किया हो 
पर मेरा यह दुर्भाग्य है कि में आप लोगों को पहचानता भी नहीं ।?? 


साहब का मिजाज़ जमीन पर श्राया । बोले--'“'मेरा नाम हॉलिन्स हे। 
मैं यू० पी० पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल हूँ | ये मिस्टर शाह हैं, यू० पी० की 
खुफ़िया पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ।”---साहब ने अपने साथी की 
झोर संकेत किया | 


हॉलिन्स से मुल्ञाकात का जिक्र मेंने सिंहावलोकन के पहले भाग में भी 
किया है | उस समय मैंने उसका नाम हॉलेंडस लिखा था। अ्रभी अ्रक्ट्ूबर 
१६४४ की इंगलेंड से प्रकाशित पत्रिका 'मेन ओनली? में 8. ॥', स0॥॥॥5 
0. |, 2. के संत्मरण भारत में फेली अराजकता और अपराधों के विषय में 
पढ़े हैं । उस समय उसके उच्चारण से मैं हॉलेंदस ही समझा था | हॉलिन्स के 
इन संस्मरणों में आज़ाद की शहादत और मेरी गिरफ्तारी का भी वर्णुन है। 
बाइस वर्ष में हॉलिन्स मेरा नाम भूल गया है | स्मृति की कमी से उसने और 
कुछ अनगल बातें भी लिखी हैं। उदाहरणतः उसने लिखा है कि वायसराय 
की ट न के नीचे बम विस्फोट ३१ दिसम्बर को हुआ था, सावित्री की मृत्यु एक 
बरस बाद जेल में हो गयी थी । यह बातें ग़लत हैं। कह ह्वी चुका हूँ कि सावित्री 
मुझ से १६३८ जुलाई में, भुवाली में मिली थी | 


हॉलिन्स से मैंने कह्ा--“आप के दर्शनों के लिये आभारी हूँ | आपकी 
क्या सेवा कर सकता हूँ १?” 


हॉलिन्स ने तुरन्त प्रश्न किया--“तुम बहुत सुसंल्कृत आदमी हो | तुमने 
यह मार्ग क्‍यों श्रपनाया १? 


“दूसरा तो कोई मार्ग ही नहीं। किसी दूसरे तरीके से आप सुनते ही 
नहीं? उत्तर दिया । यह स्पष्ट ही था कि वह सशज्र क्रान्ति के सम्बंध में 
हमारे प्रयत्नों की ओर संकेत कर रहा था | श्रोर बात हो भी क्या सकती थी ! 


हॉलिन्स ने श्राँखे भपक कर पूछा--“क्या मतलब है आ्राप का १” 


“प्तलब साफ़ ही हे ।” मेंने कहा--“सभी जानते हैं कि इस देश के 
६६ प्रतिशत लोग भूखे-नंगे, बिना किसी आशा के पशुश्रों जेसा जीवन बिता 
रहे हैं। विदेशी गुलामी ने उन्हें परवश श्रोर अ्रसहाय बना रखा है | इस 
विदेशी गुलामी से मुक्ति के लिये यत्न करना स्वाभाविक है ।”? 


जेल में ] १२१ 


साहब ने स्वीकार किया कि इस देश के सवंसाधारण की अश्रवस्था शोच- 
नीय है और हमें स्वाधीनता प्रासि के लिये यत्न करने का भी प्राकृतिक अ्रधि- 
कार है परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी सीख दी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये 
गांधी जी के मार्ग पर चलना ही भ्रधिक उचित है । 


हॉलिस को तो उस समय यही उत्तर दिया कि सरकार गांधी जी का मांग 
यदि उचित और न्यायपूण समभती है तो कांग्रेसी आन्दोलनों पर लाठी चार्ज 
ओर गोली की बोछार क्यों की जाती है | कांग्रेस को गेरकानूनी क्‍यों करार दे 
दिया गया है ?# एक अंग्रेज़ शासक को तो में यही उत्तर दे सकता था परन्तु 
एक क्रान्तिकारी के दृष्टिकोण से, अपने शत्र द्वारा गांवीवादी श्रान्दोज्लन को 
जचित मार्ग बताना मेरे लिये इस बात का काऊ़ी प्रमाण था कि देश की 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिय यह आन्दोलन व्यथ है। हमारे स्वतन्त्रता के आदश 
और उसकी प्राप्ति के संघष में गांधीवादी सिद्धान्त हमारे विरुद्ध ओर अंग्रज़ 
साम्नाज्यशादी के सहायक हैं। यदि ऐसा न होता तो गांधी जी गढ़वाल्ी 
सिपाहियों के अ्रदिसात्मक विद्रोह की निन्‍दा क्‍यों करते १ 


संस्मरण की घटनाओं का तार छोड़ कर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है 
कि गांधी जी को अंग्रेज़ साम्राज्यशाही का समथक कहने से मेरा अ्भिप्राय क्या 
है ! डी० जी० तेन्दूलकर ने “आइम्स आफ इण्डिया! अक्टूबर १६४४ के 
प्रथम सप्ताह में एक पत्र प्रकाशित करवाकर इस बात पर बहुत आपत्ति की 
थी कि सोवियत बृह्ददू-विश्वकोष में दिये गये गांधी जी के परिचय में उन्हें 
ब्रिटिश साम्राज्याशाही का सहायक श्रौर भारतीय जनसाधारण के स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के आन्दोलन का विरेधी कहां गया है। कम-से-कम हॉलिंस जेसे 
जिम्मेवार अफसर, जिनका कर्तव्य भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन को कुचलना 
था, बाईस वर्ष पहले गांधीवादी आन्दोलन से लड़ते हुए, भी अ्रन्य अंग्रेज़ी 
सरकार विरोधी संघर्षों के मुकाबले गांधी जी और उनके श्रान्दोलन को अ्रपना 
सहायक ही समभते थे | 


आज भारत के अंग्रेज़ी शात्न से मुक्त हो जाने पर गांधी जी को अंग्रेज़ 
साम्राज्यशाही का सहायक” कहने का अभिप्राय स्पष्ट करने के किये अंग्रेज़ 


+(१६३१ में अंग्रेज़ सरकार ने कांग्रेस द्वारा लगानबंदी श्रांदोलन श्रारम्भ 
करने पर कांग्रेस को ग़ेरकानूनी संसुषा करार दे दिया था ।) 


१२२ [ तिहावलोकन 


साप्राज्यशाही द्वारा कायम की गयी व्यवस्था श्रोर अंग्रेज़ के शासन को प्थक- 
प्रथक करके देखना होगा । गांधी जी अंग्रेज़ों को भारत से चले जाने के लिये 
कह कर भी उनकी साम्राज्यशाही व्यवस्था, जिसका आधार सामन्तवादी श्रौर 
पंजीवादी व्यवस्था थी, को आँच नहीं आने देना चाहते थे | बगावत से उस 
व्यवध्था को तोड़कर देश के शासन की बागडोर स्वंसाधारण जनता द्वारा हाथ 
में ले लेने या समाजवादी मावना से इस व्यवस्था की रक्षा के लिये, जहाँ तक 
ग्रावश्यक था, वे अंग्रेज़ी शासन की भी सहायता करते ही रहे। अंग्रेज़ी शासन 
समाप्त करने के भपाटे में अंग्रेज़ी शासन द्वारा कायम की हुईं सामन्तवादी ओर 
पैजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देने की अपेक्षा वे अंग्रेज़ी साम्राज्यशाही 
को ही बनाये रखने के लिये तेयार थे | गांधी जी ने हरिजन, अप्रेल १६४१ 
के अंक में यह बात स्वय॑ स्वीकार की थी--“ ॥072४ | 27 70 €ह़०9९८९० 
दर70 ए02।ए (0 प्रावेशा। बार 8 8 बा प्राप9 €7वे ॥ ४१9870॥9 
470 7९0 7पा7.” वे अराजकता ओर लाल विध्व॑स आने देने की अपेत्ता 
अंग्रेज़ शासन को ही कल्याणकारी समभते थे । 


ऐसी बात आज विशेष रूप से कड़वी इसलिये लगती है कि कांग्रेस ने 
अद्दिसात्मक क्रांति द्वारा स्वराज्य पा लेने का मिथ्या गर्व खड़ा कर लिया है । 
बरमा, लंका, भारत में अंग्रेज़ी शासन का श्रन्त ओर पाकिस्तान का जन्म 
एक ही समय की घटनाएँ ओर सम परिस्थितियों के परिणाम हैं। यदि दूसरे 
विश्वयुद्ध के परिणाम में उत्पन्न हो गयी अन्तरराष्ट्रीय परिह्थिति के कारण, 
१६४७ में भारत का शासन अंग्रेज़ पूंजीपति बग के हाथ से भारतीय पूंजी- 
पति वग के हाथ में आ जाने को अ्रहिसात्मक क्रान्ति की विजय कहा जाये 
तो, पाकिस्तान का जन्म भी एक अहिसात्मक क्रांति की सफलता ही मानना 
पड़ेगा | पाकिस्तान बनाया जाने के लिये तो कभी कोई अहिंसात्मक आंदो'- 
लन या सत्याग्रह क्रिया नहीं गया १ जिन्हा साहब ने उसके लिये कभी उप- 
बास नहीं किया, न कष्ट सह कर हृदय परिवतन का ही आन्दोलन चलाया 
था | कांग्रेस के हाथ में भारत का शासन आ जाना गांधीवादी अ्रहिंसात्मक 
क्रान्ति की विजय का परिणाम नहीं दूसरे विश्वयुद्ध द्वारा उप्न्न अ्रन्तरराष्ट्रीय 
परिस्थितियों में कम्युनिज़्म के प्रसार का भय था | तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान- 
मन्त्री मि० एटली ने अपने ५ सितम्बर १६५० के भाषण में यह स्वीकार किया 
था--- ४“ कम्युनिज््म श्रपना प्रभाव श्रनेक गुप्त तरीकों से संसार भर में 
फेला रहा है | एशिया श्रोर अफ्रीका में इस प्रभाव को रोकने के लिये हमने 


जेल में ] १२३ 


भारत, पाकिस्तान ओर लंका को स्वतन्त्रता देकर उन्हें कम्युनिज़्म के विरुद्ध 
कामनवेल्थ के मोर्चे में ग्रपना साभद्दीदार ओर सहायक बना लिया है ।”# इसके 
अतिरिक्त अँग्रेज़ यदि भारत को अपने वश में रख सकना असम्भव समभने 
लगे थे तो वह कांग्रेस द्वारा गेर कानूनी नमक बना लेने के कारण नहीं बल्कि 
आई०एन०ए० के ओर १६४५ के भारतीय नो-सेना के विद्रोहों के उदाहरणों 
से । श्रस्तु :--- 


बातचीत के बाद हॉलिन्स ने पूछा--“यहाँ कोई कष्ट तो नहीं १” 

“कष्ट देने के लिये ही मुके यहाँ लाया गया है और में उसके लिये तेयार 
हूँ”'-उत्तर दिया । 

“क्या मतलब ११? 

“मैं आप से लड़ता रहा हूँ। अब आप के बस में हूँ, जेसे चाहे रखिये। 
वनों यह क्या आदमी के रहने की जगह है १?--हवालात की कोठरी की ओर 
संकेत किया | 


“यह सब ठीक हो जायगा | ** *** तुम्हें ऐसे नहीं रखा जा सकता | हम 
अँग्रेज़ लोग प्रतिहिंसा की भावना नहीं रखते | यदि तुम्हें जर्मनों या रूसियों 
से वासता पढ़ता तो जानते | हम लोग मानवता का खयाल रखते हैं। स्वयं ही 
देख लोगे | जितनी भी सुविधाएं, उचित होंगी, कानूनी या दूधरी देने से इसमें 
संतोष होगा |” 

साहब के जाने के कुछ देर बाद फिर हवालात का दरवाजा खुला । बाहर 
लगभग एक दर्जन सशल्न सिपाही खड़े थे। थानेदार ने कह्ा--“आप को 
दूसरी जगह जाना होगा ।”' 

मुझे पुलिस की लारी में बेठाया गया । इलाहाबाद की सढ़के ओर स्थान 
परिचित थे | वहां बीसियों बार स्वतन्त्र धूमा-फिरा था | अब बन्दी बना उन्हीं 
सड़कों पर से चला जा रहा था। कटरे के पास कचहरी के पीछे गोरा हवालात 
में पहुँचाया गया । केनिंग रोड थाने की हवाल्लात की अपेक्षा खूब बड़ा, रोशन 
कमरा था, साथ ही गुसलखाना भी । दरवाज़े खिढ़कियाँ यहाँ भी लोहे की 
मोटी-मोटी सीखों से जड़े हुए. । चारों तरफ छोटा-सा आंगन ऊँची पक्की इंट 
की चारदिबारी से घिरा हुआ | आगे-पीछे जंगलों से कुछ दूरी पर खड़े सशज्न 


कमा जाम क+ उमण 


*( २००79] तै७7०)१ 569, 6, 4950. ) 


१२४ सिंहावलोकन 


सिपाही दौखते थे | यहाँ इंचाज एक अंग्रेज़ या एंगलो इण्डियन था | उसने 
बन्द करने से पहले तलाशी ली | सावित्री जी के मकान से आते समय केवल 
दो चीज़ें साथ लेता आया था--एक कम्बल ओर एक कलम | यह कल्लम 
सुमित्रा दीदी की भेंट थी | उस समय बाज़ार में मिल सकने वाला सबसे श्रच्छा 
कलम था | कुछ कलम का मोह कुछ भेंट का खयाल, इसे ले ही आया था | 
अ्रफ़सर ने वह कलम ले लिया ओर आश्वासन दिया, “जब यहाँ से जाओगे, 
क्लोटा दिया जायगा । हवालात में काग़ज-कल्लम रखने का नियम नहीं है ।” 


इस हवालात में बंद होते समय एक बद्ठी नहाने का साबुन, एक तोलिया, 
दाँत मांजने का ब्रश और म॑जन भी दिया गया । कमरे में लोहे का पलंग, 
गद्दा ओर चादर-कम्बल भी थे । साढ़े-नो बजे नाश्ता भी आ गया--- 
मवखन-रोटी, अंडे ओर चाय | यह जगह भी श्रपगाधियों को बन्द करने के 
लिये ही थी परन्तु शासक जाति के अपराधियों के लिये। मुझे यहाँ पहुँचाने का 
कारण अधिक सुरक्षित जगह में रखने का विचार था या मुखबिरों से मिली 
मेरे जीवन के आधुनिक अम्यासों की खबर रही हो | हवालात के अफ़सर ने 
दो-तीन सस्ते ढँग के चल्॒तू उपन्यास भी दे दिये कि पढ़ कर समय काट 
सकूं | परन्तु इतनी जल्दी पढ़ने क्या बेठ जाता । 

ऐसा लगा कि यहाँ काफ़ी समय रहना पड़ेगा, यानि कुछ दिन के लिये 
ठिकाने पर पहुँच गया हूँ । गिरफ्तारी के समय गोली चलाये तीन-चार घंटे बीत 
चुके थे | कुछ खा-पी लिया था | जगह भी बुरी नहीं थी, इससे ओर श्रच्छी 
जगह की आशा की भी न जानी चाहिये थी। अ्रब यही सोचने का समय था 
कि आगे क्या करना होगा ! सोचने लायक कोई बात नहीं सूकी | जब तक सामने 
समस्या का आभास न हो उसके बारे में सोचा ही क्या जा सकता है | यह 
खयाल था कि लाहोर ओर दिल्ली के मुकद्मों में पेश किया जाऊँगा और 
किसी न किसी मामले में लटका दिया जाऊँगा ; कुछ दिनों या महीने दो 
महीने की बात है। कमरे में टहलने लगा | 


उस कमरे में मुझ से पहले दिन बिता गये लोग जगह-जगह दीवार खुरच 
कर शअ्रपने नाम लिख गये थे | अपना नाम कायम कर जाने का भी क्या मोह 
होता है ! बच्चे जिस नयी जगह जाते हैं, श्रपना नाम लिख देते हैं । कुछ 
लोगों में यट् बचपन बढ़ी उम्र तक बना रहता है। साधन होने पर लोग यह - 
बचकाना शोक पूरा करने के लिये किले श्रोर बड़े बड़े त्मारक बना जाते हैं। 
अंग्रज़ी में कुछ बहुत उदासी भरी कविताओं की पंक्तियां भी जगह-जगह 


जेल में ] १२५ 


लिखी हुईं थीं । उनका प्रभाव हो या स्वयं मेरी मानसिक स्थिति का, में भी 
गुनगुनाने लगा ;:---“कोई दम का मेहमां हूँ, ऐ अहले महफिल, चिरागें सहर 
हूँ बुझा चाहता हूँ |” और इसके साथ ही--“गा लिब खत्ता के बगेर कौन काम 
बन्द हैं, रोइये ज़ारोज़ार क्यों, कीजिये हाय-हाय क्‍यों १?! जब भी मन में 
उद्देग या उत्साह उमड़ उठता है, गाना या गुनगुनाना श्राने लगता है । 


खुद दी खयाल श्राया, कोन रो रहा है श्रोर कोन हाय-हाय कर कर रहद्दा 
हे | अपने प्रति स्वयं ही करुणा अनुभव करने से क्‍या फायदा १ अपनी माँ, 
भाई और प्रकाशवती का खयाल आया । उसे भुल्ला देने की चेष्टा को। क्या 
लाभ था सोचने से ! उन्हें दुख तो बहुत होगा परन्तु उन्हें दुख से बचाने का 
उपाय तो में कुछ कर नहीं सकता था । श्रपने विचार में उन्हें दुख न देने का 
उपाय में यही कर सकता था कि अपने व्यवह्यार में किसी प्रकार की निबलता 
न श्राने दूं | वे मेरे लिये गव कर सके | 


दोपहर के समय दरवाज़ा खुला ओर एक स्थूल शरीर, गरम कोट, पतलून 
पहने व्यक्ति भीतर आ्राये | उनके पीछे एक सिपाही खूब बड़ा थाल, दूसरे था 
श्रौर तौलिये से ढंका उठाये था | कुर्सी पर बैठ कर उन्होंने अपना परिचय 
दिया--“मैं जे० ब्रेनजी, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हूँ ।” 


याद आ गया | खुफिया पुलिस के डि० सु० बेनजीं को बनारस में एक 
क्रान्तिकारी ने उनकी अंग्रेज़ सेवा का फल देने के लिये गोली मारो थी। यह 
वही सजन थे | बनर्जी ने बताया मेरी गिरफ्तारी की बात सुन कर उन्हें बहुत 
बुख हुआ ओर उन्होंने सोचा कि जाकर देख तो आयें कि मेरी केसी हालत 
है | यह भी खयाल आया कि में भले घर का लड़का हूँ। मेरे खाने-पीने का 
जाने क्या प्रबंध किया गया होगा इसलिये कुछ खाना भी साथ लेते आये थे 
उन्होंने श्राग्रह किया कि पहले में खा लूं तब बात करेंगे | 


मेंने विश्वास प्रकट किया--““यहाँ सब प्रबन्ध सन्‍्तोषजनक जान पढ़ रद्द 
है। खाने का भी ठीक ही होगा ।” परन्तु वे नहीं माने | थातज्ञ खोल कर मेरे 
सामने रख दिया ओर बहुत ही आ्रात्मीयता से, जेसे बहुत दिन बाद परदेस से 
लौटे परिवार के लड़के को भोजन कराया जाता है वेसे ही, एक-एक चीज़ की 
और संकेत कर खाने का श्राग्रह करने लगे । खाना बहुत अ्रच्छा बंगाली ढंग 
का था | भ्रच्छे बंगाली खाने की तरह उसमें मिठाई भी थी, याद है खजूर का 
गुड़ पहली बार उसी दिन खाया था | 


१२६ [ सिंहावलोकन 


खाने के बाद बातचीत शुरू हुई। बेनर्जी का उद्देश्य था कि संकट के 
समय मेरी जितनी सम्मव हूं। सहायता की जाये। उन्हों ने याद दिलाया कि मेरी 
गिरफ्तारी की खबर पाकर मेरे सम्बन्धी दुख से कल्षपंगे | खास कर यंग ल्लेडी 
( प्रकाशवती ) पर क्‍या बीतेगी १ कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिये कि 
क्रानूनी मकट को सम्माल कर में अपना शेष जीवन पारिवारिक सुख शांति 
से बिता सकूं। मेरे जैसे योग्य नौजवान का जीवन व्यर्थ नष्ट नहीं होना 
चाहिये |, वे यह भी जानते ही थे कि में चोर-डाकू नहीं हूँ। अपने विचार में 
मेंने सब कुछ निस्वाथ भाव से ऊँचे लक्ष्य के लिये किया है । सब से ब्रड़ी बात 
यह कि कुछ ओर नोजबान भी देशभक्ति की भावना से मेरी तरह अपने जीवन 
को जोखिम में डाल रहे हैं, उन्हें बचाया जाये। उन्होंने पंजाबी होने के नाते 
मेरे बहादुर ओर स्पष्टवादी होने का भी विश्वास प्रकट किया--“जब तक 
लड़े, खूब लड़े | जब लड़ाई खत्म तो साफ साफ बात !” यह भी बताया कि 
पिल्चिड साहब भी भेरी निर्मीकता ओर शिष्टाचार की प्रशंता कर रहे थे । 
उन्हें मुक्त से व्यक्तिगत बेर नहीं है । | 

बैनर्जी ने बताया कि वे नित्य गीता का पाठ करते थे और उसी के श्रनुसार 
आचरण का प्रय्ञ करते थे। यानि अपने कम को धर्म समझ कर उसे पूरा 
करते थे ओर फल की चिन्ता भगवान के लिये छोड़ देते थे । उन्होंने मुझे भी 
ऐसा ही करने के लिये कहा | गीता के श्तोकों के उद्धरण भी दिये। बताया 
कि देश के नौजवानों को अ्रपनी ज़िन्दगियां बरबाद करने से बचाना वे अपना 
वेयक्तिक ओर राष्ट्रीय कर्तव्य समझते थे | बनारस में स्वयं उनके ही भान्जे 
मरणीन्द्र ने उन पर गोल्ली चला दी थी। लोग उसे पक्रढ़ कर पीटने लगे तो उन्होंने 
उसे छुड़ा दिया था--“अ्रबोध लड़के को न मारो । बह कुछ नहीं समझता ।” 
मणीन्द्र की गोली उनके पेड़ को छीलती हुईं मिकल गयी थी । वे बाद में 
भी गीता के उपदेशानुसार अपना कतंब्य निभाते रहे | हां, अंग्रेज़ी सरकार 
ने उन्हें शुभ कर्मो का फल देने के लिये रायबरह्ादुर को पदवी से भूषित 
कर दिया था । क्‍ 

मेंने बेनजीं की कृपा के लिये धन्यवाद देकर विश्वास दिलाया कि अपनी 
समभ से गीता के श्रनुतार ही आचरण करना चादइता हूँ । जो कर्तव्य समझा 
करने की कोशिश की, अब उसका फक्ष चाहे जो हो। उससे बचने की कोशिश 
क्या करनी है। भगवान ने सगे-सम्बन्धियों का मोह छोड़ कर कर्तव्य पालन 
*त उपडेशा दिया हे । यह सम्बन्ध तो नश्वर शरीर के हैं, उसके साथ समाप्त 


जेल में ] १२७ 


भी हो जायेंगे | मेरे किसी को दुख देने का कया प्रश्न है; सबका श्रपना अपना 
कमफल है । 


ब्ेनजीं तीन दिन तक लगातार आते रहे। साथ बढ़िया भोजन भी लाते। 
संध्या को भिजवा देते । दोपहर में गीता को लेकर चर्चा होती रहती ओर वे 
बराबर खेद प्रकट करते कि इतनी समझू-बूक और प्रतिमा का नोजवान ऐसे 
बरबाद हो जाये | वे ऐसा न होने देने की प्रतिशा किये बेठे थे चाहे में नाराज़ 
ही क्‍यों न हो जाऊँ| समय बीत जाता था | 


चौथे या पाँचवें दिन दोपहर के समय दरवाज़ा खुला ओर खबर मिली 
कि दूसरी जगह चलना होगा | ख़याल आया, इन लोगों ने इतने दिन मल्न- 
मनसाइत से समझा कर देख लिया | अब यह दूसरा उपाय करेंगे। बहुत से 
उपाय सुन रखे थे, उल्टा टांग देना, बेहिसाब पिटाई, नाखूनों में पिन गाड़ 
देना और जाने क्या-क्या ? मन ही मन सोचा--तैयार हो जाओ ! 

पुलिस की लारी में प्रायः दजजन भर सशज्र सिपाहियों से घिरा हुआ 
मत्ताका जेल ( इलाहाबाद जिला जेल ) में पहुँचा । अब तक किसी भी समय 
मुके इथकड़ी नहीं लगायी गयी थी। जेल के भीतर पहुँचते ही एक लुहदार 
बेड़ियाँ पहनाने के लिये श्रा गया । मेंने जेल्र के सामने आपत्ति की--'“मैं 
राजनेतिक केदी हूँ; बेड़ियाँ नहीं पहनूंगा ।?” 


“यह सब हमें कुछ मालूम नहीं। जिस दफ़ा में चालान आया है उसमें 
बेढ़ियाँ पहनाई जायंगी” -- उत्तर मितल्ता | 

“आप बेड़ियां पहनायेंगे तो में विरोध में न भोजन करूँगा और न कोई 
दूसरा आवश्यक काम ।”! 

८ये तुम जानो |” 

बेढ़ियां पहना दी गयीं ओर जेल के पाँच दरवाज़े लांघ कर, दूर एक हाते 
के भीतर एक बारक की कोठरी में पहुँचा कर, किवाढ़ में ताला लगवा दिया 
गया | बारक के बड़े फाटक पर भी ताला था | कोठरी का दरवाज़ा जंगलेदार 
नहीं लोहे की चादर का था । दरवाज़े में एक सूराख था जिस पर बाहर की ओर 
ढेकन था । पहरेदार वाडर जब चाहता भीतर क्रांक सकता था | इस बारक में 
बीच की जगह खाली थी ओर दोनों और ऐसी ही कोठरियाँ बनी हुई थीं। 
एक कोठरी में एक पागल बन्द था| वह कभी रोता, कभी गाता रहता | दूसरी 
कोठरी में तनहाई की सज़ा पाये केदी बन्द थे | कोठरी में खाट या पलंग नहीं 


श्श्८ [ सिहावलोकन 


था । मूंज का बना दो फुट चोड़ा ओर छः फुट लम्बा एक मोटा टाठ, दो 
काले कम्बल बहुत ही कड़े ओर एक लोहे का तसला पानी पीने के लिये। एक 
कोने में तारकोल से पुती जगह में मिद्दी का एक बढ़ा प्याला शौच के लिये। 
दिन में भी कुछ अं घेरा ही रहता था, रात में भी कोई प्रकाश नहीं था | दिल 
में सोचा--“इब्तदाए, इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखना होता हे 
क्या १?” 

सुबह आधा पाव अ्रधभुना-अधघुना चना, दोपहर ओर संध्या पाँच-छः 
बड़ी-बढ़ी रोटियाँ ओर लोहे के तसले में पानी जेसी दाल डाल दी जाती थी | 
में कुछ न खा-पीकर भावी की प्रतीक्षा में पड़ा-पढ़ा सोया करता था। जाने 
इतनी नींद कहां से झा गयी थी | 

चार-पाँच ही दिन ऐसे बीते होंगे | सुबह जेल का अंंग्रेज़ सुपरिन्टेन्डेन्ट 
( जो इलाहाबाद का सिविल सजन भी था ) के दशन हुए। उसके कोठरी में 
झाने पर भी में लेटा ही रहा । 

सिविल सजन ने पूछा--'“तुम अशिष्टता का व्यवद्वार क्यों कर रहे हो १” 

मेंने उत्तर दिया--“मेरे साथ भी तो अशिष्टता का व्यवद्वार किया जा 
रहा है।”! 

“क्या ! केसे १” 

“यह शिष्ट लोगों के रहने का ढंग ओर जगह है १?”-.मेंने कोठरी की श्रोर 
संकेत कर के पूछा । 

साइब ने मेरी बात का उत्तर न देकर धमकी दी--“ठुम भूख हड़ताल 
कर रहे हो, यह जेल कानून से अ्रपराध है |?! 

“में भूल इड़ताल नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ ठीक दंग से व्यवहार नहीं 
किया जा रहा है ओर न खाने लायक खाना दिया जा रद्दा है इसलिये में 
नहीं खा सकता ।” 

“दूध-चावल खाओगे (??-.. उसने पूछा। 

“दूध-चावल का सवाल नहीं हे | ठीक व्यवहार का प्रश्न है ।” 

“बह केसा होता है १?” 

“जैसा राजनेतिक केदियों के साथ होना चाहिये या जेसे कोई सभ्य देश 
युद्ध बन्दियों के साथ करता है ।” 


जेल में ] श्२६ 


“तुम तो वायोलेंस के श्रपराध के श्रभियुक्त हो |? साहब ने गांधीवादी 
भाषा का प्रयोग किया | 


मेंने उत्तर दिया--“जो भी हो उद्देश्य राजनेतिक ही है।” 


“यह हम नहीं जानते। तुम ऊँची श्रेणी का बर्ताव चाहते हो तो दरखास्त 
दो । तुम्हारी आथिक स्थिति की तहकीकात की जायगी | फिर मजिस्ट ट का 
जैसा फेसला होगा । अभी चाहो तो में लिहाज़ में दूध-चावल दे सकता हूँ |” 

“घन्यवाद | लिहाज़ नहीं चाहिये, ठीक व्यवहार चाहिये ।?” 

कीठरी का फाटक बन्द हो गया । 


अगले या दूसरे दिन दोपहर बाद जेल के दफ्तर में ले जाकर मुझे मजि- 
स्ट्रेट के सामने पेश किया गया। में समक गया कि मुझे मेजिस्ट् ट के सामने 
पेश करने की,आवश्यकता इसलिये हुई होगी कि पुलिस मुझे तहकीकात के लिये 
अभी ओर हवालात में रखे रहने की इजाज़त चाहती है। सम्भव हे बाहर इस 
बात पर शोर मच रहा हो कि मुझे श्रदालत में पेश क्‍यों नहीं किया जा रहा १ 
मेजिस्ट ८ ने मुझसे पूछा--“कुछ कहना चाहते हो १” 

उत्तर दिया--“ेरे साथ मनुष्यों जेसा व्यवहार नहीं किया जा रहा हे। 
जब तक मेरे पांव से बेड़ियाँ नहीं निकाली जायेगी में न भांजन करु'गा न कोई 
बात क%'गा | व्यवहार राजनेतिक केदियों जेसा होना चाहिये।?” 

मेजिस्ट्र 2 ने कह्दा--“ऊँची श्रेणी का व्यवद्वार चाइते हो तो दरखास्त 
दो र्छ 

मेंने आग्रह किया--“आप से कह रहा हूँ, इसे दरखास्त समझ लोजिये।” 


इन आठ-नो दिनों में बाहर या जेल के किसी आदमी से बात करने का 
अवसर नहीं मित्ता | यह भी मालूम नहीं था कि मेरी गिरफ्तारी की बाबत 
लोगों को पता लगा या नहीं ओर किसी को मेरी चिंता है या नहीं । मेरा 
निश्चय था कि में स्वयं जो कुछ कर सकता हूँ मुके उस की चिन्ता करनी 
चाहिये। सफ़ाई मुझे देनी क्या है ! कुछ नहीं | यही कहना है कि मेंने जो 
कुछ किया, वह क्‍यों किया । जेसे भगतसिंह ने कहा था | 


यदि यों अ्रज्ञान में रखे जाने को ओर सात-श्राठ दिन बेड़ियां पहने भूखा 
रहने को ही यातना देना कहा जाय तो यह यातना ही थी । परन्तु मुझे! यह 
कुछ बहुत बड़ा कष्ट नहीं जान पढ़ा क्‍योंकि में इससे बहुत बढ़ी यातनाश्रों 


१२० [ सिहावलोकन 


की प्रतीक्षा में था। कुछ आदमियों या साथियों से बाद में बात करने पर पता 
तगा है कि मन में यह खयाल कि हमारी बाबत किसी को कुछ पता ही नहीं, 
हम इस काल कोठरी में मर भी जाय॑ तो किसी को खबर नहीं होगी, सबसे 
बड़ी यातना बन जाता है। जब अ्रभियुक्त अपनी बात बाहर पहुँचाने की मांग 
करता है तो पुलिस को उसका एक मम-स्थल मालूम हो जाता है। यह दिखा 
कर कि तुम्हारी बात बाहर नहीं जा सकती, तुम बड़े देशभक्त शहीद बन रहे 
थे लेकिन किसी को तुम्हारी चिता नहीं; उसे परेशान किया जा सकता है 
या परेशान होते व्यक्ति की परेशानी को बढ़ाने के लिये उसकी पिटाई-विठई 
भी की जा सकती है। में ऐसा अनुभूति शल्य बनकर बैठ गया था कि कोई 
परेशानी या शिकायत है ही नहीं । 

उस रोज मैजिस्ट ट से बात होने के श्रगले दिन बेड़ियाँ कट गईं । उस 
काल कोठरी में लोहे का एक पलंग ओर बिस्तर भी आ गया और बी० क्लास 
के कांग्रेसी केदियों के यहाँ से भोजन आने लगा । अ्रगले ही दिन बनर्जी फिर 
आरा पहुँचे। उन्होंने बहुत विस्मय और खेद प्रकट किया--“ुम्हें यहाँ भेज कर 
इन लोगों ने बड़ी मूखता की है| मुझे मालूम ही नहीं हुआ । यह तुम्हारे लायक 
जगह नहीं है। साथ कुछ फल लेते आये थे ओर भोजन का थाल भी । फिर 
गीता के उपदेश के अनुसार फल की चिन्ता न कर कर्तव्य निश्चय करने का 
उपदेश शुरू हुआ । परिवार ओर प्रकाशवती का ज़िक्र हुआ और यह सम्भव 
बताया गया कि मुकदमे का यों ही सा उपचार हो जाये ओर में संकट के इस 
भगड़े से छूट जाऊं ओर विलायत चला जाऊँ। यह सब हो सकता था यदि में 
दूसरे नौजवानों का जीवन नष्ट करने वाले आ्रान्दोलन की रोकथाम में सहयोग 
दे सकता, श्रर्थात्‌ मुखबिर बन जाता | 


अब बेनजीं से साफ़-साफ़ बात करनी पढ़ी। उनका ढंग इतना शिष्ट और 
मधुर था कि में अकारण ही उद्दंडता से बात नही कर सकता था । मैंने कह्दा--- 
“श्रैनर्जी मद्दाशय, गीता की बात छोड़िये | उसका श्रथं किसी को समभ में नहीं 
आरा सकता । गीता के उपदेश से युद्ध से कतराने वाला अजु न राज्य के लोभ में 
अपने सगे सम्बन्धियों को मारने के लिये तय्यार हो गया था | बहुत से लोग गीता 
पढ़ कर बेरागी बन जाते हैं | गांधी जी को उस में श्रह्ििंसा का उपदेश मिलता 
है | आप मे गीता के आधार पर अपनी जान बचाने के लिये अपने साथियों 
के साथ विश्वासघात करने का सुझाव दे रहे हैं। अपनी साधारण बुद्धि के 
अनुसार मेरा निश्चय है कि मेंने जो कुछु किया उचित किया | मुझे मालूम 


जेल में ] १३१ 


था कि इसका फल भोगना पड़ेगा | में उसके लिये तय्यार हूँ | आपकी सद्भृदयता 
के लिये आभारी हूँ । भोजन मुझे जेल से मिल्षता हे आप भोजन न भिजवाया 
कीजिये ।?? 


बैन्जी ने उपेत्ता के रूप में हाथ हिलाकर कद्टा--“इन छोटी-छोटी बातों 
को छोड़ो । यह तो मेरे संतोष की बात है ।?” 


भोजन के सम्बन्ध में बेनजीं की कृपा से बचने की इच्छा का एक कारण 
था | मुझे इस जेल्ल में आये आठ-दस दिन हो गये थे | अब मेरे साथ विशेष 
व्यवह्वार हो रहा था इसलिये केदियों में उत्सुकता द| रही थी कि मैं हूँ 
कोन ! एक रिन तो एक केदी जमादार एक छोटा-सा पर्चा ही ले आया, 
जिसमें लगानबन्दी के सत्याग्रही केदियों ने मेरे सम्बन्ध में जिज्ञासा की थो 
ओर सहायता करने को इच्छा भी प्रकट की थी | उस समय मेंने कोई उत्तर 
नहीं दिया । शंका की थो, यह केदी जमादार जेलर की ओर से यह भेद तो 
नहीं ले रह कि में गेरकानूनी काम करता हूँ या नहीं | दूसरे केदियों को यह्ू 
भलत्ना केसे न पता चल्॒ता कि बनर्जी पुलिस के ऊँचे अफसर हैं | उनके यहाँ मरे 
मेरे लिये खाना आने के कई अर्थ लगाये जा सकते थे 


बेनजीं से कुछ कड़ी बात कह देनी पड़ी | कहा--“देखिये में जेल में 
हूँ | खाना आप के यहां से आता है । यदि मुझे कुछ हो गया तो मुझे विष 
देने का कलंक आप पर आयेगा | ऐसा में नहीं चाहता ।” बेनजीं ने कान 
को दवाथ लगाया-““ना भाई, ऐसा सोचते हो तो में खाना नहीं मिजवाऊँगा |” 


तीसरे-चोथे दिन बेन्जी ने तंग श्राकर कद्टा--“आखिर हम श्रदालती 
कारवाई कब तक रुकवा सकते हैं। मामला एक बार शअ्रदालत में चल्ञा गया 
तो फिर उसे रफ़ा-दफ़ा करने या उसका रूप बदल देने की गुंजाइश नहीं 
रहेगी | श्रव सोच लेना चाहिये तुम्हें |? 


मेंने उत्तर दिया--“में तो स्वयं ही चाहता हूँ कि मामला जल्दी अदा- 
लत में आये । यहाँ श्रापने मुझे अन्धे कुएं में डाल रखा है । आपकी सद्भा- 
बना के लिये में कृतज्ञ हूँ परन्तु मेरी स्थिति ऐसी हे कि आप मुझ से मिलने 
न आयें तभी मेरे लिये अच्छा हे |” बेनर्जी लम्बी सांस लेकर चले गये फर 
उन्होंने हार मान ली हो सो बात नहीं । उन्होंने मेरे द्भदय परिवर्तन का एक 
ओर प्रयत्न किया पर कुछ दिन बाद | 


१३१ [ सिहावलोकन 


एक-दो दिन बाद मुझे जेल के दफ्तर में बुलाया गया। श्यामकुमारी 
नेहरू को पहचाना | फरारी की अवस्था में भी उनकी माता उमा नेहरू, पिता 
मोहनलाल नेहरू. ओर उनसे भी दो बार मित्न चुका था। उन्होंने अपने साथ 
के दो व्यक्तियों का परिचय कराया। एक थे श्यामकुमारी के चाचा बिहारीलाल 
नेहरू और दूसरे उनके मित्र बेरिस्टर थे । इन लोगों ने मेरी वकालत करना 
स्वीकार किया था और इसी सम्बन्ध में मुझसे पराम् करने आये थे । बात 
जेल के अफसरों के ही सामने हुई परन्तु बात सुन नहीं सकते थे । वे चोकसी 
रखते थे कि हम लोग कुछ ले-दे न लें। अंग्रेज़ी सरकार की जेल में मेंने 
स्वयं अपने मामले की सफ़ाई के लिये वकीलों से गुप्त परामष करने के अधिकार 
का उपयोग क्रिया | हरेक अ्रभियुक्त चाहे वह किसी भी अपराध का श्रभियुक्त 
रहा हो, चाहे जितना खतरनाक और अविश्वसनीय माना गया हो, इस श्रधि- 
कार का प्रयोग कर सकता था परन्तु १६४६ में जब मुझे रेलवे हड़ताल की 
आशंका में व्यर्थ ही जेल में डाल दिया गया था, यह देख कर विस्मय ओर 
दुख हुआ कि कांग्रेसी राज में कम्युनिस्ट अ्रभियुक्तों को यह अधिकार देने से 
इन्कार किया जा रहा था। मेरी गिरफ्तारी का बहुत विरोध होने के कारण 
मुझे जेल से जल्दी ही छोड़ दिया गया | उस समय लालब्रह्मदुर जी शात्नी 
उत्तर प्रदेश के पुलिस-मन्त्री थे। मेने उनका ध्यान इस अन्याय की ओर 
दिलाया । इस विषय में उनसे मिलने गया तो शाञ््री जी बेंठे चरखा कात रहे 
थे | उन्होंने मेरी शिकायत पर एतराज किया कि कम्युनिस्ट लोग ऐसे अरधि- 
कारों का नाजायज़ लाभ उठते हैं | 


शास्त्री जी की यह बात सदह्दी मानी जा सकती है परन्तु में व्यक्तिगत जान- 
कारी के आधार पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने, पं ० जवाहर- 
लाल नेहरू से लेकर स्वयं शास्री जी तक, सभी ने अंग्रेज़ी राज में ऐसे अधि- 
कारों का मनचाहा लाभ उठाया है परन्तु इस अधिकार का छीना जाना वे 
सहन नहीं कर सकते थे | अंग्रेज़ सरकार भी जानती थी कि राजनेतिक केदी 
इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं परन्तु वे एक बात को नियम मान लेने 
पर उसके पालन का साहस रखते थे । दुर्भाग्य से हमारी कांग्रेस सरकार में ऐसा 
साहस नहीं है | वे चरखा कात लेने को ही आचार ओर सत्य-श्रद्िंसा की परा- 
काष्टा मान कर संतोष कर सकते हैं । 


' -. श्यांमकुमारी जी से मालूम हुश्रा कि बाहर कुछ लीग मुके अदालती सहा- 
यता देने के लिये कमेटी बना कर चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं। मेंने उनसे कह्ा--- 


जेल में | १३३ 


लाहौर ओर देहली षड़यन्त्रों के मुकद्द मों की बात दूसरी थी। वहां बहुत से 
अभियुक्त थे | यहाँ में अकेला हूँ । आप लोग पेरवी कर रहे हैं तो और रुपये 
की जरूरत क्या दे ! में यह नहीं चाहता कि मेरी माता को आशिक सहायता 
देने के लिये चन्‍दा जमा किया जाये। मुके यह मालूम हो चुका था कि 
धमंपाल के गिरफ्तार हो जाने से पहले ही उन्होंने लाहौर में महिला महा- 
विद्यालय के बो्डिग हाउस में सुपरिन्टेन्डेन्ट की नोकरी कर ली थी | 

श्यामकुमारी जी ने बताया कि सावित्री पर मुझे शरण देने के लिये मुक- 
दमा चल रहा है| यह जानने के लिये कि मेरे साथ विश्वासधात किसने किया 
होगा, उन्होंने मेरी गिरफ्तारी का ब्योरेवार वर्णन पूछा | यह भी समाचार 
मिल्ल गया कि प्रकाशवती तथा दूसरे साथी सुरक्षित थे। यह भी पता लगा कि 
इन्प्रपाल के पत्नट जाने के कारण दूसरे लाहोर पड़यंत्र का मुकदमा गिर गया 
और मेरा छोटा भाई धमपाल छूट गया था | उन्हों ने बताया कि अभी मुझ 
पर एक मुकदमा शत्त्र रखने के लिये श्रोर दो मुकदमे हत्या के प्रयत्न के लिये 
चलाये जाय॑ गे । 

अकेला अ्रभियुक्त होने के कारण षड़यन्त्र का मुकदमा चल नहीं सकता 
था | इन धाराश्रों में से किसी में भी सात वर्ष जेल से अधिक की सज़ा नहीं हो 
सकती थी | लाहोर श्रोर देहली के मामलों में मुझ पर षड़यन्त्र श्रोर वायसराय 
की ट न के नीचे विस्फोट आदि के लिये मुकदमा चल्लाना द्वोगा तो मुके लाहोर 
या देहली ले जाया जायगा । 


बिहारीलाल जी नेहरू ने बताया--“'दफ़ा ३०७ का एक मुकद मा कानपुर 
की घटना के सम्बन्ध में है । उस मुकद्द में के लिये पहले शिनाख्त परेड होगी 
अर्थात्‌ एक मेजिस्ट्ठड के सामने कानपुर की घटना से सम्बन्ध रखने वाले 
सिपाही तुम्हें पहचानने के लिये आयंगे । यदि वे लोग तुम्हें पहचान न सके 
तो वह मुकदमा चल ही नहीं सकेगा ।?? 

में हंस दिया ओर बोला--“जिन लोगों से काफ़ी बहस श्रोर ऋगड़ा कर 
सामने से गोली मारी है, वे मके पहचानंगे कंसे नहीं ? खास कर जब वे 
पहचानने के लिये ही आयंगे । उनमें से एक सिपाही से देइली के चावड़ी 
बाज़ार में सामना हो गया था । उस समय भी वह मे तुरन्त पहचान गया 
था। यह बात दूंसरी है कि भय से उसके हाथ-पांव फूल गये या उस समय 


निशज्न रहने के कारण वह डर कर भाग गया |” मेंने विश्वास -दिल्ाया---. ' 


“पहचान न सकने की बात तो श्रसम्भव (770५७06) है । 


१३४ सिद्वावज्ञोकन 


नेहरू जी ने समझाया--“यह मत कट्दों कि असम्मब (॥77०७»06) 
है, यह कह सकते हो कि न पहचान सकने की सम्भावना बहुत कम है 
([ ॥5 ॥9॥80!7 779705920]6) | एक बात ओर हे, तुम पर यह मुकदमा 
राजनैतिक पड़यन्त्र द्वारा हत्या के रूप में नहीं चलाया जा रहा है | तुम पर 
कोई राजनेतिक अपराध नहीं लगाया गया है इसलिये तुम्दारा स्वयं यह 
कहना कि हाँ मेंने यह किया है, मेंने वह किया है, श्रप्रासंगिक होगा | तुम 
यदि अपने श्रापको निर्दोष नहीं बताना चाहते तो बयान देने से इनकार कर 
देना | शेष हम देखंगे कि क्या हो सकता हे | तुम हमारे रास्ते में रुकावर्टे 
न डालना ।””---वे मेरे लिये इतना कर रहे थे तो उनकी यह सीख माननी ही 
पढ़ी । इस में मे कोई असम्मानजनक बात नहीं लगी । 


उन दिनों मुझे कपड़े तो श्यामकुमारी ने ला दिये थे परन्तु में हजामत 
नहीं बनवा रहा था । जेल के केदी नाई से हजामत बनवाना म॒झ्के पसन्द नहीं 
था और सेफटीरेज़र रखने.की आशा श्रभी नहीं मिली थी | श्रगले दिन मे 
जेल के दफ्तर में बुलाया गया | एक जवान से मैजिस्ट ट साइब मोजुद थे । 
यह थे मि० भगवानसहाय | मि० सहाय १६४७ के बाद उत्तर प्रदेश में चीफ़ 
सेक्रेटरी रह चुके हैं ओर आजकल भोपाल राज्य में चीफ़ कमिश्नर हैं | मि० 
सहाय ने बताया कि मेरी शिनाख्त करने के लिये कुछ लोगों को बीच में खड़ा 
किया जायगा ओर कानपुर गोलीकांड से सम्बन्धित सिपाहियों को मुझे पह- 
चानने का अ्रवसर दिया जायगा | 


मेंने शिनाख्त परेड में खड़े होने से इनकार कर दिया | 


मि० सहाय बहुत तटस्थता से बोले--“घुनिये, अगर आप शिनाख्त परेड 
में खड़े होने से इनकार करेंगे तो में लिख दू'गा कि श्रभियुक्त ने परेड में खड़े 
होने से इनकार कर दिया। मुझे कुछ लेना-देना नहीं है | लेकिन न्याय के 
विचार से बता देना उचित है कि तुम्हारा इनकार करना तुम्दारे विरुद्ध प्रमाण 
माना जा सकता हे | यदि तुम्दें एतराज़ है कि शिनाखुत परेड ठीक ढंग से 
नही हो रही हे तो श्रपना एतराज़ बताओ । यदि एतराज़ मुनासिब होगा तो 
उसे दूर करने की कोशिश की जायगी |”? 

इस युक्ति-युक्त बात का मेंने भी उचित उत्तर दिया । मेरा एतराज़ था 
कि जिन आदमियों में मुके खढ़ा किया जा रहा हद मेरे सिवा वे सब जेल्न के 
केदियों की वर्दी पहले हूँ । मेरे चेहरे पर पन्द्रह दिन की दजामत खड़ी होने 


जेल में | १३५ 


से में यों ही ग्रलग सा दिखाई देता हूँ । उचित ढंग से शिनाख्त परेड तब 
होगी जब मुझे मेरे जेसे आदमियों में खड़ा किया जाये | मुझे ह_जामत 
बनाने का भी मोका मिलना चाहिये । मेरी यह हजामत ही बंता रही है कि मैं 
सदा ऐसे नहीं रहता श्राया हू । 

“हाँ, यह एतराज़ ठीक है ।”---मि० सहाय ने स्वीकार कर लिया | 


उपाय यह सोचा गया कि मुझे सी० क्लास के मामूली केदियों के बजाय 
बी० क्लास के राजनेतिक केदियों में खढ़ा किया जाये । मुझे; कपड़े बदल लेने 
और हजामत का भी समय दिया जाये । 

उस समय इलाहाबाद जेल में आजकल उत्तर प्रदेश के स्वायत्त-शांसन मंत्री 
मोहनलाल गोतम, कानपुर से लोकसभा के सदस्य गोपीनाथसिंह आदि बन्दी 
थे । इन ज्ञोगों से पुराना परिचय था | यह लोग मेरी सहायता के लिये सभी 
कुछ करने के लिये तैयार थे | वे खहद्र के उजले कुर्तें-पायजामे ओर गाँधी 
टोपी पहने थे | एक जोड़ा मेरे लिये भी मंगवा दिया गया | एक नाई आ 
गया | मुझे याद था कि कानपुर की घटना के दिनों में में छोटी-छोटी मंे 
रखता था । गौतम जी जेल में पूरी मंछे रखे थे | उन से अनुरोध किया कि 
अपनी मंछछें तरशवा लें | अ्रपनी मंछें मेने सफ़ाचट कर दीं। शिनाख्त परेड में 
खड़ा होने के लिये बी० क्लास के एक शञ्रोर पंजाबी श्रभियुक्त को बुला लिया 
गया था। यह भल्ञा आदमी मुसलमान था ओर जाली सिक्का बनाने के मामले 
में गिरफ्तार था। मेरे पं॑जाबी ओर भगतसिह का सांथी, क्रान्तिकारी होने के 
कारण वह गले लगकर मिला ओर बोला--“/ुम्हें बचाने के लिये जान तक देने 
के लिये तय्यार हूँ ।? उसने बड़े यत्न से मंछे पाल रखी थीं और उन्हें मंरोड़ 
कर बिच्छू के डंकों की तरह चढ़ाये था। मेंने अनुरोध किया--“थह्द मंले 
छंटवा कर तितल्ी की तरह छोटी-छोटी करवा लो ।?” उसने तुरन्त ही इतना 
काम कर डाला। 


मंजिस्ट ट ने इशारा कर सकने वाले जेल के लोगों को दूर-दूर हट जाने 
के लिये कद्दा ओर मुझ से पूछा अब तो कोई एतराज़ नहीं हे | एतराज़ के 
लिये गुंजाइश न रही थी पर इससे मन की आशंका तो मिट नहीं गयीं। हम 
क्षोग शिनाख्त परेड के लिये खड़े हो गये | एक सिपाही को पुकारा गया। 
उसके सामने आते ही मैंने उसे पहचान लिया परन्तु पहचान लिये जाने की 
कोई घबराहट प्रकट न कर शांत खड़ा रहा | पहले से हुई बात के अनुसार 
गौतम जी ओर पंजाबी भाई ने कुछ घबराहट प्रकट की | सिपाही ने हम सबं 


१२६ [ सिहावलोकन 


लोगों को कई बार देखा । वद्द स्वयं बोखलाया हुआ जान पढ़ रहा था। 
अखिर उसने गोतम जी का हाथ पकड़ लिया | 


दूसरे सिपाही को बुलाया गया | वह भी पथराई सी आंखों से हम सबको 
कुछ देर देखता रहा और अन्त में उसने पंजाबी भाई का हाथ थाम कर 
कष्टा--'“यह आदमी था ।?! * 


तीसरे सिपाही ने, जो मुझे दिल्ली चावड़ी बाज़ार में मिला था, सब को 
ध्यान से देखा । उसके शरीर में पुराने भय के कारण कंपकपी श्रब भी दिखाई 
पढ़ रही थी | सब को खूब अश्रच्छी तरह देख कर उसने कद्दा--“हजूर, वह 
आदमी यहां नहीं है |? 


इसके बाद बिहारीलाल जी नेहरू मुलाकात करने श्राये शोर शिनाख्त परेड 
का परिणाम सुन कर उन्होंने याद दिल्ञायी--“तुम तो कद्दते थे, पहचाना न 
जाना असम्भव दे !” अस्तु, कानपुर-घटना के मुकद्दमे से तो छुट्टी मिली । 


दूसरे-तीसरे दिन फिर दफ्तर में बुलाया गया ओर पुलिस की एक गारद 
के हवाले कर दिया गया । जेल के नियम के श्रनुसार कंदी को एक जेल से 
दूसरी जेल में बदली होने की खबर नहीं होने दी जाती । श्राशंका रहती हे कि 
केदी कहीं भाग जाने का इन्तज़ाम न कर ले। पर पुराने केदियी को ऐी 
खबरें कई दिन पहले मिल ही जाती हैं | में उस समय तक नया था | मेरा 
अनुमान था कि मुझे; देहली या लाहोर ले जाया जा रहा है। श्यामकुमारी 
प्रायः तीसरे-चोथे मित्नने आती रहती थीं। उनसे मालूम हो चुका था कि 
दिल्ली ओर लाददोर के मुकद्दमों में सफ़ाई के वकील मुझे मुकद्दमे में पेश करने 
की माँगे कर रहे थे | वहाँ मुझे पेश करने का मतलब उन मुकद्दमों को नये 
सिरे से जारी किया जाना होता | सरकार उन मुकदमों पर उस समय चोदह- 
चोदह, पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये खर्च कर चुकी थी । दिल्ली या लाहौर भेजे जाने 
पर में पुराने साथियों से मिलने का अवसर तो पाता परन्तु मुझ पर कालेपानी 
या फांसी की सज़ा का अभ्रभियोग भी चलता । 


पुलिस ने मुझे: स्टेशन न पहुँचा कर इलाहाबाद के नेनी सेन्ट्रल जेल में 
पहुँचा दिया । यहाँ मुझे गोरा बारक ( योदपियन बारक ) की एक कोठरी में 
बन्द किया गया | बारक से बाहर निकलने की श्राशा नहीं थी। मेरी कोठरी 
के पीछे दर समय एक ज्ञमादार खड़ा यह देखता रहता था कि में कोठरी में हूँ 
या नहीं या मुझ से कोई मित्ञने तो नहीं आता । वाध््तवः में तो योदपियन 


जेल में ] १३७ 


बारक के सभी केदी मेरे लिये पहरेदार थे | क्योंकि वहां अधिकांश गोरे फोजी 
सिपाही थे, दो-तीन योरूपियन होने का दावा करने वाले एंग्लोईंडियन, एक 
एंग्लोइंडियन होने का दम भरने वाला देसी ईसाई ये सब्र लोग मुझे! अपना 
व्यक्तिगत शत्रु समझते थे | यहाँ भोजन कपड़े का दर्जा “बी? क्लास के राज- 
नैतिक कैदियों से भी कुछ ऊँचा हो था | मक्खन, डबल रोटी, दूध, चाय, 
अच्छा चावल, दाल, मांत, एक आध फल सभी कुछ मिलता या। मेरे लिये 
सुपरिन्टेन्डेन्ट मेजर ओबेराय ने भद्रजन समझ कर या स्वास्थ्य के लिये कुछ 
अधिक दूध और अंडे .की व्यवस्था कर दो। 


श्यामकुमारी श्रोर दूमरे वकील नेनी में भी मित्नने आते थे | श्यामकुमारी 
मेरी बहुत सहायता करती थीं। उनसे में अपनी निजी जरूरत की या राज- 
नेतिक संदेश भेजने को बात भी बेतकलुक्री से कर सकता था। जितनी या 
जिन पुस्तकों या दूसरी चीज़ां के लिये कहा उन्होंने ल्ञाकर दीं। यह भी कहा 
कि जब जेसी ज़रूरत हो संदेश भेज द्‌ । संदेश भेजने के सुक्माव पर कठिनाई 
प्रकट की--'“मल्लाका में तो कुछ परिचय हवा चला था । यहाँ तो अभी किसी 
को जानता नहीं । इस बड़ी जेल में तो कड़ाई भी बड़ी है ।”” 


जवाहरलालजी ओर नेहरू परिवार के लोग नेनी जेल में काफ़ी रह चुके थे । 
श्यामकुमारी का वहां काफ़ो श्राना जाना रहा था। सान्त्वना दी--“घबराओ 
नहीं, जितनी बड़ी जेल उतनी श्रधिक सहृतियत | कुछ दिन में चाहोगे तो 
गुप्त चिट्दी-पत्री भी भेज सकोगे |” उन्हां ने एक विश्वासपात्र बाडर का 
नाम बता दिया--“जवाहर भाई और रणजीत भाई जब ज़रूरत हांतो थी उसी 
के हाथ हमारे यहां चिद्ठं| भेज देते थे । तुम परवाह न करना उसे हम इनाम 
दे दंगे | जरूरत हो तो दस-पांच रुपये अपने पास रख लो ।” जेल कानून से 
पैसा पास रखना बढ़ा भारी जुर्म था | लेकिन सभी केदी छिपाकर पेसा रखते 
ही थे। जेल अफसर भी यह जानते थे | कैदी पैसा पास न रखते तो अफ़सरों 
को रिशवत केसे देते ! 


मेरे मुकदमे की तारीख माचे के अंत में पढ़ी थो। उन्हीं दिनों माता जी 
लाहोर से मुझे मिलने श्रायीं | मेरी गिरफ्तारी या छोटे भाई की गिरफ्तारी 
पर एकांत में उन्होंने चाहे जितने आ्रांतू बहांये हों परन्तु जेल में मिलने शआाने 
पर वे मुल्करातो ही रहीं ओर यद्दी कह्द--“““तुमने जो कुछ किया है, जान 
बूककर किया दे । बस मेरे दूध को ज्ञाज न लगाना /” 


१३८ [ सहावलोकन 


इस बीच श्यामकुमारी की माफत प्रकाशवती के पत्र भी मिलने लगे थे 
ओर मैं इन पत्रों का जवाब भी उन्हीं की मार्फत मेज देता था । यह सब कुछ 
जेल अ्रफ़्सरों की मौजूदगी में ही होता था परन्तु उनकी जानकारी में नहीं । 
पहला पत्र मेंने एक साबुन को लपेटे रहने वाले कागज़ पर पंसिल से लिखा 
था | उसे प्रकाशवती ने धरोहर की तरह सम्भाल कर रखा हुआ दे । तेइस 
वर्ष बाद उस समय स्वयं लिखी बातें कुछ विचित्र सी लगती हैं । 


जेल के दफ़्तर के एक कमरे को सेशन अदालत बना कर वहीं मेरा मुकदमा 
किया गया | जज थे तेजनारायण मुल्ला | मुल्ला परिवार बहुत अंग्रेज़ भक्त 
था | तेजनारायण मुल्ला के पिता जगतनारायण मुल्ला काकोरी के मुकद्दमे में 
सरकारी वकील्ञ थे | ऊपर के प्रसंग में मेने न्याय के नियमों के सम्बन्ध में 
अंग्रेज़ी शासन की सराहना की है| मेरा मुकद्दमा अंग्रेज़ी न्याय का दूसरा रूप था । 
मुझ पर दो धाराश्रों के अभियोग थे। एक धारा में बिना लाइसेंस पिस्तोल 
रखने का अभियोग ओर दूसरा मुक्हमा धारा ३०७ में कत्ल का प्रयक्ष करने 
के अभियोग का | वास्तव में तो अभियोग एक ही था परन्तु दो मुकदमे 
सज़ा अधिक देने के लिये बनाये गये। मुक्दमे की तेयारी के लिये में जेल 
लाइब्र री से इंडियन पेनल कोड लेकर पढ़ा करता था । मुझ पर मुकद्दमा दो 
ही धाराश्रों के अंतर्गत थ्ग परन्तु फुर्सत होने के कारण पूरा पेनल्न कोड पढ़ 
डाला । कुछ तो कोतुहल से ओर कुछ यह देखने के लिये कि यह मुकदमा 
हो जाने के बाद मुझ पर अन्य किन-किन धाराओं में मुकदमे चलाये जा 
सकते हैं। इंडियन पेनज्ञ कोड में एक धारा ऐसी भी है जिसके अनुसार 
भारत सम्राट के प्रतिनिधि की हत्या का प्रयत्न करने के अपराध में मृत्य दरड 
दिया जा सकता है | मन ही मन में सोचता था कि ब्रिटिश शासन का न्याय 
चिन्तन रहित चालू यन्त्र की तरह चल रहा है। सब्र भंभट छोड़ कर मुभ पर 
इसी धारा के अन्तगत सज़ा देने से इनका प्रयोजन पूरा द्वो सकता था | श्रस्तु, 
बिना लाइसेंस शन्न रखने के अभियोग में जज के साथ ज्यूरी नियत की गयी 
थी और धारा ३०७ में असेसर नियत किये गये । 


पहले बिना लाइसेंस पिस्तोल रखने के लिये मुकदमा शुरू हुआ । इस मुक- 
हमे में ज्यूरी थी। ज्यूरी ने एक मत से फेसला दिया कि मुझ पर बिना लाइसंस 
के पिस्तोल रखने का अ्रपराध प्रमाणित नहीं हुआ | जज मुल्ला ने फेसल्ला दिया 
कि वे ज्यूरी के निर्णय से सहमत नहीं हैं । वे ज्यूरी के विरोध में सज़ा नहीं 
दे सकते इसलिये मुकद्दमे को हाईकोट में भेज रहे हैं। गोली चला कर कत्ल 


जेल में ] १३६ 


के प्रयत्न का मुकदमा हुआ असेसरों द्वारा । भरें विरुद्ध अभिशोग केवल 
पुलिस अ्रधिकारियों, विशेष कर मि० पिल्डिच के बयान के आधार पर था । 
गवाह कोई भी नहीं था । गवाही की वस्तु भी कोई नहीं थी । मेंने कोई भो 
बयान देने से इनकार कर दिया था । यहां यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
मि० पिल्डिच ने अपने बयान में अ्रक्तरशः सचाई का पालन किया ब्िह्ारी- 
लाल जी बोलते तो बहुत धीमे-घीमे थ परन्तु उन्होंने जिरह इस पंतरे से की 
कि पिल्डिच को कहना पढ़ा--““जहां तक मेरा विश्वास हे, मुझ पर गाली 
अदालत में उपस्थित मि० यशपाल ने ही चलायी थी । हां, सफाई के व कोल 
की जिरह से यह सन्देह हूं। सकता है कि टीन की दीवार के पीछे गालो चलाने 
वाला व्यक्ति दूमरा रद्द ह ओर वह किसो तरह से भाग गया हो ।” सन्देइ 
का अवसर वकील ने पदा कर ही दिया । 


असेसरों ने भी एक मत द्ोकर कहा कि सन्देह के लिये गुंजाइश हे, 
अपराध प्रमाणित नहीं हुआ । जज मुल्ला ने असेसरा से सहमत न हाकर 
सात वर्ष कठोर कारावास का दण्ड दे दिया । साधारण बुद्धि के लिये जब 
तक यह प्रमाणित न हो जाता क्रि मेरे पास पिस्तौल था, पिल्तोल से गोली चत्ता 
कर हत्या के प्रश्न का मोका ही कहां था १ पर अदालतो करायदा और क्रानून 
साधारण बुद्धि से तो नहीं चलते.। 


जेल के दफ्तर में बनी इस अदालत में एक रोचक घटना भी द्वो गयी । 
देददरादून के प्रकरण में अपने जाल्ली डाक्टर बनने को बाबत कह चुका हूँ । उन 
दिनों एक बंग कुमारी अध्यापिका क पिता से भी परिचय हुआ था । इस 
अदालत में स्वबंसाधारण को आने की आज्ञा नहीं थी परन्तु मुख्य समाचार- 
पन्नों के प्रतिनिधियों को आज्ञा दे दी गयी थोी। इन प्रतिनिधियों का मुझे 
देखने की उत्सुकता स्वाभाविक ही थी । आँखें चार द्वाते हो मेंने बंग कुमारो 
अध्यापिका के पिता को पहचान लिया परन्तु काई संकेत पहचान लेने का नहीं 
किया । वे मुझे बहुत विस्मय से देख रहे थे | उन्हें अपनी श्राँखों पर विश्वास 
नहीं हो रहा था। कभी चश्मा लगा कर देखते ओर कभी चश्मा उतार कर | 
उनके चेहरे पर एक रंग आता था ओर एक जाता था | आखिर तांसरे दिन 
अवसर पाकर उन्होंने प्रणाम कर ही दिया ओर बहुत द्रवित स्वर में योग्य सेवा 
कर सकने की इच्छा प्रकट की--“सब ठीक है” मेंने संक्षिप्त उत्तर दिया । नहीं 
चाइता था कि पुलिस वाल्ते उन्हें मुझ से आन्तरिकता से बात करता देखे श्रौर 
उनके पीछे पड़ जाये । 


१४० सिदह्ावलोकन 


हाईकोट के फेसले की तारीख ज्ञृगभग महीने भर की पड़ी थी इसलिये 
वकीलों का आना-जाना जारी रहा । फेसले के दिन श्यामकुमारी हाईकोटे से 
सीघे जेल आई और बधाई दी कि हाईकोट ने बिना लाइसेंस शत्न रखने की 
धारा में मुके अपराधी तो माना है परन्तु हानि कोई नहीं हुई | इस धाश में 
सात वर्ष जेल की सज़ा दी गयी है ओर जेसी आशा थी--क्योंकि दोनों कानून 
एक ही धारा से सम्बन्ध रखते थे--दोनों सज़ाएँ एक साथ चलेंगी। सज़ा 
वास्तव में सात वर्ष की हुई हे । सब कुछ कर गुज़र के केवल सात वर्ष की 
सज़ा | जान पड़ा यों ही छूट गया हूँ । श्रध्ययन करने के लिये सात वर्ष का 
समय सरकार ने दे दिया है। 


श्यामकुमारी दूसरे दिन संध्या फिर आईं । उस दिन मंह लटका हुथ्रा 
था | बताया कि कल्न अंग्रेज़ जज ने दोनों सज़ाएँ साथ-साथ चलाने का फेमला 
तो सुना दिया था परन्तु फेसला टाइप न हो सकने के कारण उस पर हल्तात्षर 
नहीं हुए, थे | जान पड़ता है रात कलब्र में दूमरे अंग्रेज़ अफ़मरों से बातचीत में 
उसका विचार बदल गया ओर सुबह फसले पर दल्तत्त करते समय उसने 
“एक साथ! ( (072ट72:7[ ) शब्द काट किर 'क्रमश:” ( (00५5९८प[४८ ) 
शब्द कर दिया । सज़ा चोदह वर्ष हो गयी | सज़ा चौदह वर्ष हो जाने पर 
वह चौदह ही वर्ष नहीं हो जाती बल्कि निश्चित नियमों के अनुसार वह उम्र 
केद मान ली जाती है अर्थात्‌ चोदह वर्ष पूरे हो जाने पर भी अश्रपराधी के 
छोड़े जाने के लिये सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होती है । अ्रवसरवश 
जिस समय श्यामकुमारी नेहरू यह समाचार लेकर आई, मेरठ केस के श्रमि- 
युक्त, इलाहाबाद हाईकोट में पेशी के लिये, नेनी सेन्टल जेल में आये हुए 
थे | दफ्तर में इन लोगों से भी मुलाकात हो गयी । इन में लाहौर के लाला 
केदारनाथ सहगल भी थे । उन्होंने चोदह वर्ष की सज़ा सुन कर भी मुझे 
बधाई दो--“““*“““'फाँसी नहीं हुई यह ही क्या कम है |” मैंने भी सात और 
चोदह को कोई महत्व न देने की ही कोशिश की क्योंकि अ्रभी लाहोर श्रोर 
देहली में असली मुकदमे तो पड़े ही हुए थे | आशा थी इलाहाबाद में फेतला 
हो जाने पर उनका नम्बर आयगा | 

दिल्ली या लाहोर जाने की प्रतीक्षा में जो पुस्तक हाथ लग जाती पढ़ कर 
समय बिताया करता था | एक दिन दफ्तर में बुल्लावा आया | केंदी के लिये 
दफ्तर से बुलावा सदा ही खास बात होती है । साधारणत; जब जेल में किये 
अपराध की सज़ा के लिये सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने पेश होना हो, जेल से तत्ना- 


जेल में ] १४१ 


दला हो या कोई मुलाकात के लिये आये तभी दफ्तर से बुलावा आता है । 
जाकर पता चला मिलने वाला कोई नहीं श्राया था | जेज़्र ने एक जमादार के 
साथ ऊपर की मंजिल में भेज दिया । देखा तो फिर वही पुराने बेनर्जी 


ब्रेनजी इस बार भी मेरे लिये कुछ बढ़िया आम लेकर आये थे। सोचा, अब 
तो मुकदमे में सज़ा भी हो गयी | अब ये मुझसे क्या श्राशा करते हैं। पर अ्रभी 
लाहोर और देहली के मुकदमे तो बाकी ही थे | बनर्जी ने बताया कि उन्हें 
मेरी चिन्ता के कारण चेन नहीं आ सका । इलाहाबाद का मुकदमा तो हो 
गया पर देहली ओर लाहोर के तो शेष हैं | अरब भी यत्न करने पर बहुत कुछ 
किया जा सकत्ग है | चोदह वर्ष जेल में काटना मामूली बात नहीं है। यंग- 
लेडी के भविष्य की भी बात सोचनी चाहिये। उन्होंने मुके लाल रंग के कागज 
पर हिन्दी में छुपा एक पर्चा दिखाया | बहुत छोटा-सा पर्चा था जिसमें विदेशी 
सरकार के विरुद्ध बग़ावत आरम्भ कर देने की पुकार थी ओर नीचे छुपा हुआ 
था, हस्ताक्षर प्रकाशवती -- कमांडर-इन-चीफ़ । 


प्रकाशवती के नाम से बगावत की पुकार के लिये छुपा पर्चा लाकर मुझे 
दिखाने में बेनर्जी का अ्रभिप्राय मुके यह बताना था कि प्रकाशवती अपने आप 
को कितने भयंकर संकट में डाल रही हैं | शायद में यह देखकर उन्हें बचाने 
के लिये व्याकुल हो उदूंगा , मेंने किती भी प्रकार की उत्तेजना या चिन्ता न 
दिखाकर उत्तर दिया--“में अढ़ाई तीन महीने से जेल में हूँ | इस परचे के 
बारे में आप मेरी क्‍या जिम्मेबारी या श्रेय समझ सकते हैं। में इस बारे में 
कोई सूचना या राय भी नहीं दे सकता हूँ न इसके बारे में सोचना चाहता 
हूँ ।” मन ही मन मुझे यह संतोष हुआ कि हमारे उद्देश्यों के लिये प्रयत्न 
अब तक जारी है। यह भी शंका हुई कि बेनजों मुझे श्रातंकित करने के लिये 
जाली पर्चा ही छुपवा कर न ले आये हों । 


बाद में प्रकाशवती से मेंने पुरानी बातों के सिलसिले में इस पर्चे की बाबत 
पूछा तो उन्हों ने बताया कि मेरी गिरफ्तारी के बाद राजेन्द्रतिंह आदि साथियों 
ने कमाणडर-इन-चीफ के स्थान पर, उनका नाम उपयोग करने की अनुमति 
माँगी. थी ओर उन्होंने स्वीकार कर लिया था | 


: बैनर्जी से निवेदन किया ;--“आप जानते हैं में जेल में हूँ | बाहर क्या 
हो रहा है, मुझे नहीं मालूम | चौदद् वर्ष की जेल हुई हे, उसे भुगतने के किये 
तैयार हूँ । लाहेर और देहली के मुकद्दमों में जो होना है उसके लिये भी 


१४२ [ तिद्वावलोकन 


तेयार हूँ । में आपकी कोई बात नहीं मान सकता ओ्रौर न सद्दायता चाहता हूँ। 
आपकी भावना के लिये घन्यवाद है |” 


बैनर्जी ने और भी लम्बी बात की--“नोकरी का समय पूरा कर मेरे रिटा- 
यर होने का समय आ गया है | चाहता हूँ इससे पहले तुम्हारा कुछ भत्ना कर 
जाऊँ। तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है १ तुम्हें यदि मुक्त पर भरोसा नहीं हे 
कि में श्रपनी बात पूरी करू गा या सन्देह हे कि बात से फिर जाऊँगा, या तुम 
किसी बड़े अफसर से बात करके आश्वासन चाहते हो तो में इसका भी प्रबन्ध 
कर सकता हूँ | मि० पिल्डिच पर तो तुम्हें विश्वास हे | देखा ही दे, कितने 
सच्चे श्रादमी हैं | उनसे बात करोगे १? 

कुछ मज़ाक-सा सूका । उत्तर दिया--“यदि वे चाहें तो मैं बात कर 
लृंगा ।” 

बेनजीं अपने सिर पर हाथ फेर कर बोले--“मेरे सफेद बालों का खयाल 
रखना । यह न हो कि उनके आने पर तुम उल्टी-पुल्टी बात करने लगो | वे 
इस समय नेनीताल में हैं । उन्हें वहाँ से बुलाना होगा ।? 

“आप स्वयं सोच लीजिये”--मेंने जिम्मेवारी दझाली--“में कोई वायदा 
नहीं कर रहा हूँ । वे आयेंगे तो में बात करने से इनकार नहीं करु गा लेकिन 
झाप भविष्य मे कष्ट न कर | अब मुझे; सज़ा हो चुकी है। बाहर से आयी खाने 
की वस्तु लेना जेल कानून के विरुद्ध हे इसलिये में आपके लाये आम लेने 
भी में असमथ हूँ ।” 

तीसरे ही दिन फिर दफ्तर से सुबह-सुबरह बुलावा आया । सीधे सुपरिन्टे- 
न्डेन्ट के कमरे में पहुँचा दिया गया | देखा मि० पिल्डिच और माश दो 
पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बेठे थे। पिल्डिच ने मुस्कराकर द्वाथ मिला कर स्वागत 
किया ओर बोले-- “में नेनीताल में था | मुके परसों मि० बेनजीं का फोन 
मिल्ला कि आप मुझ से बात करना चाहते हैं। में सीधा चला आ रहा हूँ।” 

“मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, मुझे अफ़सोस हे!”-.मेंने उत्तर दिया । 

“कोई कष्ट नहीं है में । तो बहुत प्रसन्न हूँ कि श्राप मुझसे बात करना चाहते 
हैं। हमारी पहली मल्ाकात अजीब परिस्थितियों मे हुईं थी परन्तु तब भी मित्र 
कर प्रसन्नता हुई थी। हाँ तो क्या बात हे ! अगर अकेले में बात करना चाहो 
तों माशे हट जाये ।”? 


जेल में ] १४३ 


मैंने कहा--“नहीं, केदी का अ्रकेले किसी से बात करना जेल कानून के 
विरुद्ध है बल्कि हमारी बातचीत के समय नियमानुसार किसी जेल श्रफसर का 
रहना भी आआ्रावश्यक है |”! 

पुलिस सुपरिन्‍न्टेन्डेन्ट के आने का समाचार सुन कर मेजर ओबेराय अपने 
बंगले से दौड़ते हुए आये होंगे | इम लोगों को एक साथ देख कर ठिठके--- 
“ग्राप लोग बात कीजिये”---कह वे लोट रहे थे कि में बोल उठा---“जेल के 
नियमों के अनुसार केदी को जेल अफ़सरों की मोजूदगी में ही मिलना चाहिये 
किसी से ।”? 

“कोई बात नहीं, सब ठीक हे”---कह कर ओबेराय चले जा रहे थे । 

मेंने आग्रह किया--“'पर में जेल् का नियम तोड़ना नहीं चाहता ।”” 


पिल्डिच ओर श्रोबेराय एक दूसरे की ओर देखने लगे । पिल्डिच ने श्रनु- 
मान प्रकट किया--“शायद मि० यशपाल चाहते हैं कि हम लोगों में जो 
बातचीत या समभौता हो उसका कोई भरोसे ज्ञायक गवाह रहे। मुझे इस बात 
में कोई एतराज़ नहीं है | मेजर ओबेराय, आप भी बेठिये | यह निश्चित है 
कि हम तीनों में जो बात होगी गुप्त रहेगी ।”?! 

ओबेराय भी कुछ श्रनिच्छा से बेठ गये | पिल्डिच बोले कि आपको क्या 
कहना है ? 

मेंने कहा -- “आपको इतनी दूर से आने का कष्ट हुआ उसके लिये खेद 
है | मुझे यही कहना है कि मि० बेनजीं मुझसे मिलने न आया करें। सी० 
अई०डी० के श्रफ़ुटसर मुझ से मिलने आते रहेंगे तो लोगों को मेरे सम्बन्ध में 
ग्रच्छी धारणा नहीं होगी ।”” 


'“बस ९!”?-- पिल्डिच ने विस्मय से पूछा । 

“जी, अपनी ओर से तो मुझे यही निवेदन करना है। शेष आप जो पूछे 
उसका उत्तर दूंगा | आप बताइये में आप के लिये क्या कर सकता हूँ १?” 

पिल्डिच सोच कर बोले--'“में तो यह श्रनुरोध करुँ गा कि आप अ्रपने 


बीते जीवन की घटनाओं की एक सच्ची श्रोर स्पष्ट कद्दानी लिख डालें। इसके 
लिये आप जो कहेंगे हम आपका अ्रनुरोध पूरा करेंगे |” 


“अपने जीवन की कहानी महापुरुष लिखा करते हैं”-...मैंने उत्तर दिया- 
#में हूस योग्य नहीं हूँ । इससे किसी को ल्ञाभ भी नहीं होगा ।” 


१४४ ..[ सिंहावलोकन 


. हीं, यह बात तो नहीं हे??--पिल्डिच ने आग्रह किया-- “आपने इस 
आंदोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया है। आपके जीवन का और आप के संगठन 
का इतिहास भविष्य में बहुत से लोगों की जानें बरबाद होने से बचाने में 
सहायक हो सकता है ।” 

प्रसंग का तार तोड़ कर एक बात कह्द द। संस्मरण लिखने के लिये 
पिल्डिच के अनुरोध का मुझ पर यह प्रभाव पढ़ा कि १६३८ में जेल से मुक्त 
हो जाने पर भी मेंने संस्मरण लिखने की जल्दी नहीं की । बहुत से साथियों 
ने श्रापबीतियां' ओर “क्रान्तिकारी प्रयत्नों के इतिदास” लिखे पर में जानता था 
कि सद्दायकों को संकट में डाले बिना सब सच्ची बातें लिखी ही नहीं जा सकती 
थीं | सच्ची बातें लिख देने से अपने पक्ष की श्रपेत्षा अंग्रेज सरकार का दी 
लाभ होने की सम्भावना समझता रहा। १६४७ के बाद ही मैंने संस्मरण 
लिखना निरापद समभा | 

मैंने पिल्डिच को उत्तर दिया-- “इसका अथ यह कि मेंने जिन लोग! 
के साथ मिल कर काम किया है उनको जानें आपके हाथ में दे दु' ।” 


पिल्डिच ने भ्राश्वासन दिया--में इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि 
जिन लोगों ने हत्या या ढकेती में भांग नहीं लिया उनके विरुद्ध कोई कारवाई 
नहीं की जायगी | उन्हें केबल ऐसा करने से रोका जायगा | जो लोग ऐसी 
घटनाश्रो में भाग ले चुके हैं उनके साथ कानूनन जितनी रियायत उचित ह्वोगी, 
करने की कोशिश को जायगी | उद्देश्य प्रतिहिसा नहीं हे बल्कि इस प्रवृत्ति 
को समाप्त करना है ।” 

पिल्डिच बहुत स्पष्ट बात कह रहा था इसलिये मेने भी स्पष्ट बात करना 
ही उचित समझका | पूछा--“श्राप मुके भ्रपनी आपबीती ओर अपने साथियों 
का पूरा सच्चा हाल आप के लिये लिख डालने को सलाह दे रहे हैं। लेकिन 
यदि कोई अंग्रेज़ भद्र पुरुष उदाहरणत: आप ही मरी स्थिति में होते तो आप 
यह सब लिख कर दे देते १?” 

पिल्डिच के चेहरे पर सुर्खी श्रा गयी--“इरगिज़ नहीं, किसी भी हालत 
में नहीं ।!”- उत्तर दिया। 

“तो मुझे भी ऐसा ही करने दीजिये।” 


पिल्डिच चुप रह गया ओर क्षण भर बाद बोला--“अ्रब में आपका श्रोर 
भी आदर करता हूँ। अ्रस्तु, इस बात को जाने दो | मोल-तोक्ष की बात नहीं 


जेल में ] १४५ 


है | में कुछ पूछना नहीं चाहता । एक भिन्न के तोर पर में आपकी क्‍या सहा- 
यता कर सकता हूँ १?” 

“धन्यवाद | वया सहायता हो सकती है| सब ठीक दे ।” -- उत्तर दिया 

“नहीं, चोदह वर्ष काटना मामूली बात नहीं । जेल में ऊँची श्रेणी का 
प्रबन्ध हो सकता है। क्‍यों मेजर ओबेराय १? 

मैंने धन्यवाद देकर कद्दा--“में बी०श्रेयी में हूँ। द्विंसा के लिये अ्रमियुक्त 
लोगों को 'ए! श्रेणी तो कानूनन मिल नहीं सकती ।?? 

“नहीं, ऐसी क्या बात है | सरकारी हुक्म से सब कुछ हं। सकता है ।”? 

“धन्यवाद ! जाने दाजिये, में संतुष्ट हूँ । लिह्दाज़ के लिये कहते अ्रच्छा 
नहीं लगता ।?? 

“बहुत अच्छी बात | लेकिन मित्र के तौर पर सलाह दे रहा हूँ कि जेल 
में भ्रकेले समय काटना बहुत दूभर हो जाता हे । में पिछले युद्ध में युद्ध-बन्दी 
रह चुका हूँ। मुझे अनुभव है | ऐसी अवध्था में विदेशी भापा सीखने के प्रयत्न 
में समय बहुत सुविधा से बीत जाता है। “हागो? के प्रकाशन में समी भाषाओं 
की स्वयं शिक्षक पुस्तक मिलती हैं | तुम भी यह काम करना ।” 

५एक सुविधा अ्रवश्य चाहता हूँ ।?-मेंने कहा 

क्या ९” 

“मुझे कलम काग़ज़ रखने दिया जाये। कागज़ गिनकर दे दिये जाये । में 
कुछ कद्दा नियाँ या निबन्ध लिखना चाहता हूँ । यह चीज़ें बाहर भेजूं तो पुलित 
उन्हें पढ़ कर देख ले | यदि उन्हें निरापद समभे तो वह चीज़ों मेरे मित्रों या 
सम्बन्धियों को दे दी जाये |”? 

“पमि० आंबेराय, यह तो नाजायज़ माँग नही हे ।? पिल्डिच ने कद्दा ओर 
ओोबेराय ने भी द्वामी भर ली । बहुत सोजन्यता से द्वाथ मिला कर इम लोगों 
ने बिदा ली । 

जेल की लम्बी मियाद में मेंने फ्रेच ओर इटालियन माषा का अच्छा 
अ्रभ्यास कर लिया था। इस सुझाव के लिये में मि० पिल्डिच का आभारी 
रहा हूँ । 

मई का श्रारम्भ होगा। दफ्तर से बुलाबा आ्राया | सन्देश लाने वाले ने 
सामान साथ ले चलने के किये कह्दा | इस का अर्थ था इस जेल से तबादला । 


१४६ [ तिहावलोकन 


में दिल्ली या लाहोर भेजे जाने की प्रतीज्ञा में था ही । जेल मे तब्रादला बहुत 
असुविधाजनक होता है | सज़ा तीन वर्ष से अधिक की हूं।ने पर नियमानुसार 
बेड़ियां भी जरूर पहनायी जाती हैं। एक जगह आदमी रम-बम जाता है, कुछ 
परिचय हो जाता है। नयी जगह जाने पर अफ़सर अपना रोब कायम करने 
के लिये सख्ती भी जरूर दिखाते हैं। कहावत है कि बिल्ली को पहली बार 
देखते ही मारना चाहिये ताकि वह थआ आने से डरे। जेल अधिकारी इस कहावत 
पर बहुत विश्वास करते हैं परन्तु दूमरी ओर लगातार एक कोठरी या बारक में 
रहने के बाद बाहर निकल कर जेल की वर्दी पहने बिना स्त्री-पुरुषों, बच्चों ओर 
पशुओं को देखने का अवसर । बाज़'र, रेलवे स्टेशन, मेंदानों ओर जंगलों की 
मभलक भी आकर्षित करती है , जेल की भाषा में इसे “दुनिया देखना? कहा जाता 
हे । केदी इसके लिये भी लालायित रहते हैं| शायद काऊतालीय न्याय से कोई 
परिचित स्थान या चेहरा दीख जाये | हथकड़ी-बेड़ी में जकड़े ओर सशजझ्ल पुलिस 
की गारद से घिरे केदी को सर्वसाधाग्ण लोग चोर, डाकू, हत्यारा या महा- 
भयंकर आदमी समझ कर जिस दृष्टि से देखते हैं, वह भी अद्ध त श्रनु भव 
होता है। कोई घृणा से मुंह फेर लेते हैं ओर कोई बेमतलब घृंमा थप्पड़ दिखा 
कर क्रोध ओर घृणा प्रकट कर देते हैं । इलाहाबाद स्टेशन पर एक काली मेम 
साहब ने ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ किया | में मुस्कराकर रह गया। दफ्तर 
में ही मालूम हो गया था कि में दिल्ली जा रहा हूँ | 


हली जेल में पहुँचते ही जिस अफसर से पहली भेंट हुई वे मुझे देखते 
ही सकपका गये | यह थे एक मि० चावला | बात यह थी कि देहली में रहते 
समय प्रभुदत्त के साथ एक मि० चावला भी हवाई जहाज़ चल'ने का काम सीखते 
थे | उन चावला के एक सम्बन्धी जेल में अफ़सर थे | प्रभुदत्त के साथ इनके 
यहाँ में दो-तीन बार आया गया था | प्रयोजन था कि इनसे बातों-बातों में 
देहली जेल में बन्द अपने साथियों का कुछ समाचार मिलता रहेगा। इन 
साहब को क्या मालूम था कि इनके यहाँ श्राने वाला व्यक्ति कोन था १ मेंने 
पहचान कर भी दूसरों के सामने कोई परिचय प्रकट नहीं किया । इसे उन्होंने 
मेरी भलमनसाहत ही समझमा। एक काल कोठरी में बन्द कर दिया गया। 
लेटने के लिये चटाई, कम्बल और वही जेल की दाल-रोटी | विरोध किया-- 
“में बी० क्लास का राजनेतिक केंदी हूँ ।” पहला उत्तर यही मिज्ञा--“हमें 
कोई इत्तला नहीं है |” चार दिन उपवास कर लेने के बाद उन्हें इत्तला हो 
गयी ओर व्यवहार ठीक द्वो गया। दो-तीन दिन बाद चौथे पहर मुमे 


जेल में | १४७ 


अदालत में पःचाया गया। दिल्ली केस के लिये खास श्रदालत पुराने सेक्रेटे- 
रियेट में कायम की गयी थी | मुके अलग एक कमरे में बैठा दिया गया। 
दूसरे कमरे से अदालती कारवाई की आबाज़ें आ रही थी । प्रतीक्षा में था कि 
अ्रब अ्रपने साथियों को देख पाऊंगः | खड़की से दिखाई दे रहा था कि दिन 
ढल कर छायाएँ लम्बी हो रही थीं--क्या अदालत रात सात-आठ बजे तक 
बेठेगी ? ु 

मुझे श्रदालत के सामने हाज़िर किया गया गया तो अपना कोई साथी 
मोजूद नहीं था । जज थे, सरकारी बकील थे ओर मेरी सफ़ाई के लिये दिल्ली 
के एडवोकेट मि०बैनजी | सरकारी वकील ने कहा-““अ्र भियुक्त यशपाल अदा- 
लत में हाज़िर है लेकिन क्योंकि श्रदालत में पेश मामला बहुत दूर तक आगे 
बढ़ चुका है; मुकदमा नये सिरे से शुरू करने में व्यथ की असुविधा ओर व्यय 
होगा | यशपाल की एक दूसरे अभियोग में चोदह बप कठोर काराबास की 
सज़ा दी जा चुकी हे इसलिये सरकार दिल्ली केस के अन्तर्गत अभियोग उस 
पर से खारिज़ कर देना चाहती है |” 


मेरे वकील मि“्त्रेनर्जीं ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की | मुकदमा समाप्त 
हो गया | श्रगले दिन मुके इलाहाभाद लोटा दिया गया। दिल्ली में गाड़ी की 
प्रतीक्षा के लिये मुझे स्टेशन की हवालात में बेंठा दिया गया | हवालात में देखा 
दिल्ली परिवार के “काका! श्रंकृष्ण को | हवालात में बन्द वह एक अनार के 
टुकड़े से दाने निकाल-निकाल कर खा रहा था । । देख कर भी मैंने परिचय 
ओर विस्मय प्रकट नहीं किया । लेकिन वह कुछ द्रवित-मा हो गया | उसने 
हवालात के मुन्शी से एक मिनिट के लिये बाहर आने की इजाज़त मांगी । 
मुन्शी मान भी गया। कुछ क्षण मुफे देखा और फिर भीतर बन्द हो गया । 
फरारी के दिनों में उनके यहाँ कई बार ठहदरा था । काका का गला बहुत अच्छा 
था| उसे याद आ गया # में बहादुरशाह की गज़ल बहुत पसन्द करता था । 
कोठरी में बन्द वह उसी गज़ल को बहुत दरद भरे स्वर में गाने लगा--- 
“ज्ञगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में“? ज्ञाहौर का मुकदमा तो मुझे 
लाहोर अदालत में पेश किये बिना ही खारिन्न कर दिया गया । 


नेनी जेल लोट कर फिर गोरा बारक की वही कोठरी । जेल का यह श्रजीब 
कानून हे कि अभियुक्त के साथ सख्ती बर्ती जाती है ओर उत्तके श्रपराधी प्रमा- 
णित हो जाने ओर सज़ा पा जाने पर उसे जेल की निश्रमित सीमाओं में अ्रपे- 
क्ञाकृत स्वतन्त्रता मिल जाती है । यद्दी मेरे साथ भी हुआ | मेरे जेल टिक्रठ पर 


१४८ [ सिहावलोकन 


लिखा हुआ था “5ए6८३)]ए त472९700५ 9पा ॥04 8400076॥2 (0 
96750॥9| 35520(” इसका अ्रभिप्राय हुआ कि 'मारपीट की आशंका तो नहीं 
है परन्तु इसकी गतिविधि से सावधान रहना चाहिये |! इसलिये मेरे प्रति कुछ 
विशेष चोकसी नियम में शामिल कर दी जाती थी । सभी क्रांतिकारियों के 
टिकटों पर 'ख़तरनाक' लिखा ही रहता था। जेल में में चोदद्द बष नहीं कांग्रेसी 
मंत्री मंडल बन जाने के कारण २ मार्च १६३८ तक ही रहा | जेल जीवन की 
कहानी में कोई विशेष वेचित्रय न जान पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के आन्दोलन में 
लाख से अ्रधिक व्यक्ति जेल काट आये हैं पर कुछ श्रनुभव दूमरों से भिन्न भी 
हुए | जेल जीवन की अ्रन्य बातों से भी मानव प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में जान- 
कारी बढ़ सकती है । 

गोरा बारक में मुझे काफ़ी दिन रहना पड़ा | योरपियन केदियों को प्राय: 
बी क़ास की विशेष सुविधाएं दी जाती थीं | कुछ सुविधाएं उस से भी अधिक 
थीं ओर कुछ कमियां भी थीं। गोरे ल्ञोग या इस बारक में रखे जाने वाले 
क्षोग कुछ विचित्र जीव थे। यों तो कानूनन जेल में पेसा रखने की सख्त मनाही 
होने पर भी, किसी भी सेन्ट्रल जेल में हजार-दो-हजार रुपये मोजूद रहते ही 
हैँ | सेन्ट्ल जेल की आबादी भी दो अद्ाई इज़ार होती है | जेल में श्रपने 
ढंग का व्यापार भी खूब चलता हे । 

उन दिनो जेल में बीड़ी-तम्बाकू की सख्त मुमानियत थो। श्रसलीयत 
यह थी कि अफसरों की दृष्टि बचा कर केदी इन चीज़ों का मनवाहा व्यवहार 
करते थे | छोटे-मोटे श्रफसरों की भी परवाह नहीं की जाती थी । सी क्लास के 
या हिन्दुस्तानी केदी तो जमादारों की मार्फत अपने घर के लोगों से पैसा 
मंगवा लेते थे | इस तरह पेसा मंगवाने का कमीशन निश्चित और ब॑धा हुआ 
था, रुपये में चार आना | इस मामले में बेईमानी नहीं होती थी | कानून से 
लड़ने वाले लोग प्राय; आपसी व्यवहार में नेतिकता का पालन दृढ़ता से करते 
हैं| गोरे तो कहीं से पेसा मंगा नहीं सकते थे | वे अ्रपनी डबल रोटी, मक्खन 
की टिकिया, शकर या मांत का राशन बेच कर बीढ़ी खरीदते थे। दर बंधा 
हुआ था । एक पूरी डब्र॒ल रोटी, छुटांक के लगभग मक्खन, शकर या साढ़े- 
तीन छुटांक मांध, इन में किसी भी चीज़ का मोल एक बंडल बीढ़ी था। जेल 
का श्रनुभव न रखने वाले लोगों को इस भाव या दर से आश्चय होगा 
परन्तु आश्चय की बात कुछ न थी । डबल रोटी, मक्खन, मांत श्रादि सरकारी 
तौर पर दिये जाते थे और बीड़ी का बंडल संकट ओर ख़तरा केशकर लाया 


जेल में ] १४६ 


जाता था | उसकी ग्रायात कम और मांग अधिक थी | सोना या जबाहगत 
जीवन के लिये आवश्यक नहीं हैं परन्तु हमारे समाज में जीवन के लिये 
आअनिवाय तथा आवश्यक वस्तुओं से उनका मोल कहीं अधिक है क्‍योंकि बह 
कम मात्रा में और कठिनाई से पाये जाते हैं। जेल्ञ के बाजार में क्रय-विक्रय 
का माध्यम या सिक्का बीड़ी का बंडल ही माना जाता था। उसी से दूसरी 
चीजों की कीमत निश्चित होती थी । उन दिनों बाज़ार में ब्रीड़ी के बंडल की 
कीमत दो पैसा थी | गोरे अपने राशन में से कोई न कोई चीज़ बेच कर बीड़ी 
का बंडल ले लेते थे | साधारणत: एक ब॑डल तो पीते ही थे कोई श्रघिक भी । 


जिन लोगों की आदतें बरीड़ी, तम्बाकू से ऊंचे नशे यानि अ्रफीम, गांजे, 
चरस की थीं उन्हें कुछ तकलीफ़ होती थी | इन चीज़ों के दाम अधिक ये | 
गोरों को ऐसा शोक पूरा करने के लिये श्रपनी तीन-चार चीज़ बेच देनी पड़ती 
थीं यानि डत्रल रोटी, मक्खन, शक्र सब्र कुछ । कुछ ऐसे भी थे जो अपना 
सभी कुछ बेच देते थे ओर बिना दूध, शफ़र की काल चाय पीकर ओर जेज्ञ 
की साधारण दाल रोटी खाकर निर्वाह कर लेते थे | उन दिनों में श्रात्म- 
सम्मान के विचार से बीड़ी या तम्बाकू का व्यवहार नहीं करता था । यही 
खयाल था कि इतनी सी बात के लिये जेन्न के श्रऊ़सरों के सामने क्यों ग्रांखे 
नीची करनी पड़े । कांग्रेस मंत्री मंडल बन जाने पर जब हम क्षोगों को श्रपने 
खच पर तम्बाकू पी सकने की इजाज़त मिल गयी तो बात दूसरी थी । 


गोरे प्रायः छोटी-मोटी चोरियों के अपराध में श्राते थे। सज़ा समाष्त 
होने पर उन्हें इंगलेंड भेज दिया जाता था। कुछ ऐसे एंग्लोइंडियन थे जो। 
कई बार जेल काट चुके थे | ग्रांट भी ऐसा ही आदमी था । उसे चरस पीने 
की आदत थी | साधारणतः गोरों का खयाल था कि में बहुत रुपये पेसे बाला 
आदमी हूँ इसीलिये मुझे बी क्लास की सुविधा दी गयी है श्रौर सुपरिन्‍्टेंडेंट 
मेरा कुछ लिह्दाज़ करता है । यह भी उन्हें मालूम था कि में अंग्रेज़ सरकार का 
दुश्मन हूँ । एक दिन ग्रांट ने आकर बात की । जेल में पैसे के झमाव में चरस 
न मिलने के कष्ट का जिक्र करते हुए उसने कह्ा--“यदि तुम मेरे लिये जेल 
में अढाई व७ तक चरस मिल सकने लायक रुपये का प्रबंध कर दो तो मैं 
ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें काट दु", केवल पांच सौ रुपये का खर्च है ।” 


ग्रांट की बात से ब्िस्मित होकर पूछा--“'ऐसा कोन सा उपाय है कि 
अकेला भ्रादमी किसी साम्राज्य की जड़ें काट डाले १” 


१५० [ सिहावलोकन 


उत्तर मिला--“बहुत मामूली बात दै। बस पेसा चाहिये। वह भी केवल 
पांच सो रुपया । मैंने यहां जेल में आकर कई गोरों को चरस पीना सिखा 
दिया है | चरस पीने वाला आदमी किसी काम का नहीं रह जाता | तुम 
मेरी ही श्रवस्था देख लो |!?””-...ग्रांट वास्तव में ही हड्डियों का ढांचा मात्र रह 
गया था--“मेरे पास पैसा हो तो पूरी ब्रिटिश फौज के गोरों को एकाघ मुफ्त 
फूंक दे-देकर यह रोग फेला दू" । जहां दो बार चरस का दम चढ़ाया आदत 
पढ़ जायेगी | तिपाहियों को चरस की आदत पड़ी तो वे लोग किसी काम के 
न रहेंगे । जब सेना ही नहीं रहेगी तो साम्राज्य खाक रहेगा ![” 


इस बारक में हमारे देश पर शासन करने वाली जाति के लोगों की सिधाई 
या मूलता के भी विचित्र अनुभव होते थे । बारक में हर मंगलवार को सुबह 
एक मेजर के पद का पादरी छावनी से गोरो को धर्मोपदेश देने आता था | 
ब्रिटिश साम्राज्य को अयनी सेना का धर्म विश्वास बनाये रखने की बहुत चिंता 
थी । पादरी गोरों के मनोरंजन के लिये लन्दन से आने वाले सप्ताह भर पुराने 
पत्र या कुछ सचित्र पत्रिकाएँ भी ले झ्राते थे । सब लोग अ्रपना-श्रपना स्टूल 
लैकर कोठरियों के ब्रीच की जगह मे बेठ जाते | पादरी साहब बाइबिल में से 
कुछ भजन गवाते और निष्कलंक कुमारी के गर्भ से उत्पन्न भगवान के बेटे 
में अटूट विश्वास रखने का उपदेश दे जाते। ऐसे उपदेश का प्रभाव दो-तीन 
घंटे तक रहता था | पादरी साहब को मेरी आत्मा के प्रति भी करुणा श्रनु भव 
हुई | उन्होंने मुके भी बाइबल पढ़ने ओर धर्मोपदेश में साथ बेठने का सुझाव 
दिया । में भी बठने लगा । 

एक मंगलवार दूभरे लोग तो नयी श्राई पत्निकाश्रों के चित्र देखने में 
व्यस्त थे | डन मेरे पास बेठा ईश्वर की असीम शक्ति और दया के सम्बन्ध में 
घार्मिक बातचीत कर ग्हा था। यो ही कहीं पढ़ा हुआ एक मज़ाक उससे कर 
बैठा | पूछा--“क्या ईश्वर सवंशक्तिमान हे १” 

डन ने हामी भरी--““अवश्य |?! 


“अच्छा बताओ क्या ईश्वर इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिसे वह 
स्वय॑ न उठा सके १” मेंने प्रश्न क्रिया | 

डन ने आँखे फाड़ कर मेरी ओर देखा--“क्यों नहीं बना सकता १” 

प्रश्न का दोहराकर मेंने व्याख्या की--“यदि ईश्वर ऐसा पत्थर बना 
सकता हे तो उस में उस पत्थर को उठाने की शक्ति नहीं होगी ओर यदि इतना 


जेल में ] १५१ 


बढ़ा पत्थर बना नहीं सकता तो इतना बड़ा पत्थर बनाने की शक्ति न होगी । 
तुम कहते हो, ईश्वर सवशक्तिमान है ।? 

डन को इस तक से परेशान होते देख मेंने श्रागे बात की-“्रकृति के 
नियम किसने बनाये है १? 

डन ने बताया--““ईश्वर ने ।”! 

मैंने पूछा--“तो इंश्वर प्रकृति के नियम को क्यों तोड़ेगा ! यदि नहीं 
तोड़ेगा तो कुमारी के गर्भ से ईसा का जन्म केसे हो गया ९?” 

डन ने बहुत सोच कर बताया क्रि ज्ली-पुरुषों के साघारणतः सम्बन्ध से 
भगवान के पुत्र का जन्म इसलिये नहीं हुआ कि वह तरीका अपवित्र है। मैंने 
जिज्ञाता की--“प्रकृति में त्नी-पुरुष का सम्बन्ध किसने बनाया है १”? 

उसका उत्तर था-- “ईएबर ने ।” 

फिर मेंने पूछा -- “ईश्वर क्या पापी है जो अपवित्र वल्तु बनायेगा ९? 


डन सप्ताह भर यही सोचता रहा | मंगलवार के दिन पादरी के आने पर 
उस ने यह प्रश्न पादरी से पूछ डाले। पादरी ने उसे शांति से सुनने का उपदेश 
देकर पूछा---“तुम्हारा विश्वास है कि ईश्वर हे ओर उसने संसार को बनाया 
है ओर वह सवशक्तिमान है १” 

डन के हामी भरने पर पादरी साहब ने कट्टा---“सवंशक्तिमान ईश्वर चम- 
त्कार कर सकता है । उसी चमत्कार से उसने निष्कलंक कुमारी के गर्भ से अपने 
पुत्र को जन्म दिया। व्यर्थ का तक नहीं करना चाहिये | उससे पाप होता है ।”” 


डन का समाधान दो गया । पादरी ने डन से पूछा --“आखिर यह तक 
तुम्हारे दिमाग़ में झा कहाँ से गया १?” डन ने मेरा नाम बता दिया । पादरी 
ने मुझसे एकांत में बात की--“ये सिपाही श्रनपढ़ हैं | इनसे ऐसी बातें नही 
करनी चाहिये | विश्वास ही तो एक चीज़ है जो इनकी आत्मा को शान्ति दे 
सकती है | उसे तोड़ना नहीं चाहिये |” 


गोरा बारक के समीप ही छोटी-सी जगह दीवार से घेर कर पाकिस्तान 
के बतमान यातायात मंत्री डाक्टर खां साहब को रखा गया था | खां साइब 
नज़रबन्द थे। उन दिनों के हिसाब से उन्हें १०-१२ रुपये रोज़ व्यय के लिये 
मिलते थे | आजकल के हिसाब से ३०-३५ रुपये समक्रिये | उनसे कभी-कभी 
चोरी-छिपे बात हो जाती थी | उन के यहाँ बेहिसाब फल इत्यादि आ सकते ये 
और वे गोरों को भी बांटते रहते थे इसलिये गोरे हमारे मिलने-जुज़ने की 


१५२ सिदहावलोकन 


शिकायत नहीं करते थे। वेसे कोई जाकर चुगली खा लेता हो तो दूसरी बात 
थी | खां साहब मेरे लिये भी सब कुछ भेजने के लिये तेयार थे पर में विनय- 
पूर्वक इन्कार ह्वी कर देता । हां पुस्तकों की बात दूसरी थी | एक बहुत श्रच्छी 
पुत्तक 9450003। ४ ७(९79॥57] 097 390|/॥9॥7 उन्हें प॑ं० जवाहरलाल 


नेहरू दे गये थे और खां साहब ने मुझे दे दी थी। 


हेड जेलर मि० ठेनी समझदार आदमी थे। ऐसी शिकायतें गाल जाते-- 
बात कर लेंगे तो क्या है, जेल की दीवार थोड़े गिरा दंगे। टेनो साहब घर 
णइस्थ प्रोढ़ व्यक्ति थे | परिवार बड़ा था बल्कि कहिये जवानी के उबाल के 
दिनों में दो परिवार बना बरेठे थे | अ्रब निभा रहे थे। कुछ मैंसे रखी हुई थीं 
जिनका दूध बेचते थे | भेंसे केदियों के राशन के गल्ले और जेल के पशुश्रों 
के भूमे पर पलती थीं इसलिये वे केदियों को व्यर्थ चिढ़ाना नहीं चाहते थे । 
कभी कोई जमादार या छोटा अ्रक़तर केदियों की तलाशी लेकर कैदियों का 
रुपया पेसा निकाल कर सज़ा के लिये पेश करता तो समझता देते--''क्या 
फायदा १ रहने दोा। यों पैसा सरकार के पास चला जायगा। केदी के पास रहेगा 
तो तुम्हें भी देगा |? उनसे केदी बहुत प्रसन्न थे | रिश्वत लेकर सब काम कर 
देते ये | केदी इन्हें आत्मीयता और आदर से “टेनी बाबा? कह कर सम्बोधन 
करते थे । ठेनी रिश्वत के लिये तंग भी नही करते थे। जिसकी जेसी सामर्थ्य 
होती बेसी ही भेंट स्वीकार कर लेते थे | कुछ लोग तो उनके जूते में चबन्नो 
ढाल कर ही ह्वाथ जोड़ उन्हें प्रसन्न कर लेते थे | 


गोरा बारक में छः महीने गुज़ार चुका था। मन में दबी आपसी घृणा को 
कब तक दबा कर रखा जा सकता था | चाहता था कोई शिकायत या माँग न 
करू पर आखिर करनी पड़ी क्रि में अ्रतम्य गोरे सिपाहियों के साथ नहीं 
रहना चाहता | मुके गोरा बारक से हठा कर दूसरे बी० क्लास के केदियों के 
साथ तो नहीं रखा गया बल्कि श्रलग एकांत म॑ रख दिया गया। नेनी जेल में 
एक ओर दो कमरे; बरास्डे, गुसलखानों सहित बने हुए हैं जिन्हें एक खूब 
ऊँची गोल दीवार से घेर दिया गया है | नाम तो इस जगइ का “कुत्ताघ! 
था पर नगह बहुत श्रच्छी थो | पं०जवाइरलाल नेहरू, मोलाना श्राज़ाद आदि 
की यहीं रखा जाता था | वे उन दिनों इस जेल में नहीं थे | शायद देहरादून भेज 
दिये गये थे । उसी जगह मुझे बन्द कर दिया गया। ञअ्रन्तर यह था कि पं० 
जी वहां रहते समय सुबह-शाम व्यायाम के लिये जेल की चारदिवारी के साथ 
घूम आरा सकते थे या दोड़ क्षगा छकते थे। मुझे ऐसी इजाज़त नहीं थी। 


जेल में १५३ 


ब्रिलकुल अकेला पड़ जाने से में दिन भर पढ़ा करता | यहाँ ही मैंने स्वयं 
शिक्षक” की सहायता से फ्रेंच का अभ्यास शुरू किया था| खाली समय कहानियाँ 
भी लिखता रहता | प्राय; साज्ञ भर ऐसे ही गुज़रा । 

मेरे टिकट पर मुझे मोज़े बुनने का काम दिया गया था परन्तु टेनी साहब 
ने न तो कभी मोज़ा बुनने की सिल्ाइयाँ और न सूत ही मरे यहाँ भेजा । इस- 
लिये मेरे जेल का श्रम पूरा करने का प्रश्न उठा ही नहीं | दिन भर पढ़ना- 
लिखना ही समय बिताने का उपाय था । पहले अंग्रेज़ी में लिखने का अभ्यास 
शुरु किया | कई कापियाँ भर डाल्ीं। फिर सोचा, मेरी श्रपनी एक भाषा दै 
मैं उस में ही क्यों न लिखूं | यदि में कोई काम की बात--साहित्यिक दृष्टि से 
ही सही--लिख सकूंगा तो उससे अंग्रेज़ी साहित्य को समृद्ध करना मेरा कर्त्तव्य 
है या अपनी भाषा हिन्दी को । यह युक्ति ऐसी चुभी थी कि केवल हिन्दी में 
ही लिखने का प्रणु-सा कर लिया | श्रपनी लिखी चीज़ों को कठिन परीक्षक या 
गलोचक की दृष्टि से देखता और फिर लिखता । 

नेनी जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट का तबादला हो गया | मेजर हाजी सत्ामत 
उल्ला आये | ओबेराय तो कुछ श्रोल्ा मोला ही आदमी थे | न अ्रफ़सरों के 
कर्तव्य निबाहने की परवाह करते थे और न केदियों के प्रति कड़ाई | दवाजी 
साइब की कड़ाई की बहुत घूम थी। लेकिन मुझे उनकी कड़ाई प्रायः अफ़सरों 
के प्रति ही श्रधिक अनुभव हुई। वे कुछ-न-कुछ करते रहना चाहते थे। उन्होंने 
स्वयं ही पूछा--“तुम्हें हंं अकेले रहना अच्छा लगता है १” मेंने उत्तर 
दिया---“मजबूरी हे, रखा गया हूँ तो रह रहा हूँ।” नहीं मालूम किस आशा 
से या किस प्रयोजन से मुझे इतने दिन अ्रकेले रखा गया। हाजी ने मुझे गोरा 
बारक की बगल में बी० क्लास की बारक में रहने के लिये मेज दिया | 

बी०क्लास की बारक के चार केदियों में दो राजनेतिक थे | एक का कोरी 
पड़यन्त्र के गोबिन्दवरण कार और दूसरे बरेली गोलीकांड के ठा० टोकमर्तिंह । 
हम लोगों को अच्छी निभने ल्गी। कार दादा ने बंगला पढ़ने के प्रति मेरा 
उत्साह देखा तो शोक से पढ़ाने लगे | महीने दो महीने में खूब पढ़ने लगा। 
उन्हें बंगला सिखा देने का इतना उत्साह था कि जब मुझे फतेहगढ़ सेन्ट्रल 
जेल भेजा गया तो उन्होंने रवि बाबू की अ्रनेक पुस्तक ओर वसुमति की बहुत 
सी जिल्दें साथ दे दीं कि मेरा बंगला का अ्रभ्यास छूठ न जाये । 


ठा० टीकमर्तिह जेसे शरीर से विशद थे वेसे ही स्वभाव और व्यवहार में 
भी । १६३२ में ही वे लगभग ग्यारह वर्ष जेल काट चुके थे। उनका मामला 


१५४ [ सिहावलोकन 


भीझंग्रेज़ नोकरशाही के न्याय का एक श्रच्छा उदाहरण था। उन्हें बरेली में 
राजनेतिक कारण से जिल्षा मेजिस्ट ट पर गोली चलाने के अपराध में बारह 
वर्ष कठोर कारावास की सज़ा मिली थी | राजनेतिक बंदियों श्र दूसरे ब॑ दियों 
में प्राय: एक अन्तर रहता है कि उनके अपराध की बात पूछने पर दूसरे केदी 
अक्सर अपने ऊपर लगाये इल्ज़ाम से इन्कार कर जाते हैं । यही सुनने को 
मिलता हे कि उनके दुश्मनों ओर पुलिस ने उनके विरुद्ध अदालत में कूठी 
गवाही खड़ी करके उन्हें सज़ा दिल्ला दी। साधारण केदियों को मिथ्या आशा 
बनी रहती दे कि ऐसा कहते रहने से शायद किसी माध्यम से उनके मामले 
पर असर पढ़ जाये ओर उनकी सज़ा में कमी हो जाये; और वे जेल से छूट 
जाये | काफ़ी आन्तरिकता हो जाने पर सच्ची बात भी निकल आती है | फिर 
भी अपना अपराध स्पष्टता से स्वीकार कर लेने वाले केदी एक या दो प्रतिशत 
ही मिलेंगे | राजनेतिक केदी इससे ठीक उल्टा अपनी करनी को गर्व से बखा- 
नते थे | इस में अतिशयोक्ति हो जाने की भी सम्भावना रहती थी । प्रयोजन 
बुसरों का साहस बढ़ाना या स्वयं संतोष पाना दोनों ही हो सकते थे । 

टीकमसिंह का कहना था कि उन्होंने कमिश्नर पर गोलो नहीं चलायी 
थी न उनका उस मामले से सम्बन्ध था-.। उनके विचार जरुर राजनेतिक थे । 
पुलिस यह पता नहीं लगा सक्री कि अपराधी कोन था १ पर अपनी ऐसी अयो- 
ग्यता पुलिस केसे स्वीकार कर लेती १ टीकमर्तिंह बरेली के हाईस्कूल में पढ़ते 
थे | शरीर अच्छा था ओर निर्भीक थे इसलिये उन्हें ही फँसा दिया गया | 
कमिश्नर को गोली मारने जाने वाले युवक का सशक्त शरीर ओर साहसी 
समझा जाना तो आवश्यक था । यों भी उन्हें कूठ बोलते नहीं देखा । साफ़ 
कहते थे कि सज़ा तो में काट ही चुका हूँ, श्रव छिपाने से क्‍या फ़ायदा १ 
परन्तु यह काम मेंने दरश्रसल नहीं किया | अंग्रेज़ सरकार ने जत्र बी० कज्ञास 
का नियम बनाया तो टीकमसिंह को यह सुविधा देने के लिये भी तेयार न 
थी । इसके लिये उन्हें साठ दिन का श्रनशन ब्रत करना पड़ा । शरीर उनका 
अब भी लहीम-शहीम ,था परन्तु साठ दिन के उपवास से सेहत बरबाद हो चुकी 
थी । कोई आध्यात्मिक शक्ति पा लेने का भी संतोष उन्हें न था। 


आदर पाने की इच्छा मनुष्य स्वभाव का अंग है। मनुष्य के जेसे विचार 
श्रोर आदश होते हैं उसी के श्रमुसार आदर की भी कल्पना होती है। जेलों में 
आदर की भी विचित्र धारणाएं अनुभव में श्राती हैं। जेल में श्रपने आपको 
ग़रीब घर का बताने वाल्ञा तो शायद ही कोई मिलेगा | अपने घर की समृद्धि 


जेल में | १५५, 


की डींग हांक कर आदर पाने के प्रयत्न का ऐसा चलन रद्दता है कि जेल में 
कहावत बन गयी थी कि “गांव घर में तो सभी की छत पर बावन बीघे पोदीना 
रहता है |” डाके के श्रपराध में सज़ा पाये लोगों से पूछिये कि जब इतनी 
समृद्धि थी तो डाका डालने क्‍यों गये थे ? तो उत्तर मिलेगा--“कोई रुपये 
पेसे के लिये थोड़े ही गये थे; सोहबत से शौक लग गया ।”? 


जेल में कुछ करके आदर ओर सम्मान पाना तो सहल नहीं दोता। अ्रमीर 
घर का समझे जाकर आदर पाने की लालसा बहुत स्वाभाविक हो जाती है। 
अमीर बन जाने की भी जरूरत नहीं केवल दम्म-मात्र पूरा होना चाहिये। 
कभी राजनतिव कैदी भी ऐसी धारणा का शिकार बन जाते थे। अपने एक 
साथी थे | मीठे का लोभ संवरण न कर सकने के कारण उन्होंने तिकड़म से 
कुछ गुड़ मंगवाने का यत्न किया | जेल से बाहर काम पर जाने वाल्ला केदी 
छिपाकर गुड़ ला रहा था तो पकड़ा गया| उसने बक भी दिया कि गुड़ अमुक 
व्यक्ति के लिये ले जा रहा था | हमारे साथी को इसमें अपने अपमान की श्राशंका 
हुई। अपमान अधिक इसलिये कि उन्होंने 'गुड़” मंगवाया था “चीनी! नहीं। 
उन्होंने तिकड़म पर तिकड़म की | श्रधिक पेसा खर्च करके गुड़ की जगह चीनी 
रखवा दी | यह खयाल न आया कि चीज़ ही गायब कर दें | शायद यह 
दिखाना भी सम्मानजनक था कि चीनी खाये बिना नहीं रह सकते । 


जब आदर ही ल्क्ष रह जाये, सत्कम की चिन्ता न हो तो आदमी उल्दा 
भी बह सकता है। कुछ केदी बहादुर या “बदमाश” समझे जाकर ही ख्याति 
पा लेना चाहते थे। इसका उपाय था सुपरिन्टेन्डेन्ट या जेलर पर हाथ चल्ना 
देना | सज़ा तो इसके लिये, तीस बेंत की बहुत कड़ी मिलती थी पर नाम 
जरुर हो जाता था । पांच-दस रुपये खच कर सकने वाले केदी बदमाश समके 
जाने वाले केदियों को अपना गुड़ेत बना कर ही रोब और प्रतिष्ठा जमाने की 
चेष्टा करते थे | ऐसे ही एक किराये के गुड़ेत से ठा० टीकमर्सिह को वास्ता पड़ 
गया । उन्होंने एक मिजाजी केदी को किसी बात पर फटकार दिया था | बाद 
में एक दिन देखा कि एक छिछोरा-सा छोकरा केदी उनके सामने कुछ दूर से 
खम ठोक रहा था | कभी उनके सामने आकर शेखी से दो-चार सपाटे क्ञगा 
जाता | टीकमसिद्द गम्भीर प्रकृति के आदमी ये । छोकरे के छिछोरेपन से 
उत्तेजित न होकर उन्हींने उसे समीप बुला कर पूछा--“क्यों, क्या बात है ! 
' ऐसा बेचेन हो रहा हे |” 


१५६ [ सिहावलोकन 


टीकमर्सिह का लहीम शहीम शरीर सामने देख छोकरे ने हाथ जोड़ दिये- 
“गरीब परवर, मेरी कोई खता नहीं ।“'“'*““ठाकुर साहब कह रहे थे हुजुर की 
बेइज्ज़ती कर दे, दो रुपये देंगे | महीना भर रोज़ आध सेर दूध देने को भी 
कहा है कि कसरत कर तेयार हो जाऊँ | सरकार, आपका बच्चा हूँ । ऐसी बे- 
अदबी भला केसे कर सकता हूँ । उन्हें दिखाने के लिये आपके सामने दूर से 
खम ठोक जाता हूँ खता माफ़ हो ।” 

टीकमसिंह हंस दिये--“पढ़े तू महीना भर दूध पिये जा । चाद्दे जितने 
खम ठोका कर हमारा कुछ नहीं बिगड़ता ।” ऐसे भंगड़ों में राजनेतिक केदियों 
के फंस जाने की भी सम्मावना रहती थी | कभी शेखीखोर केदियों को दूसरे 
कैदियों की नज़रों में रुजनंतिक कंदियों का सम्मान श्रसह्मय हो जाता । कभी 


जेल के अधिकारी ही राजनेतिक कंदियों का गव तोड़ना श्रावश्यक समझ 
लेते | 


अवध के एक ऐसे ठाकुर साहिब से जेल में वास्ता पड़ा था। किसी 
ताल्‍लुकेदार के सम्बन्धी होने के कारण उन्हें बी० क्लास का सम्मान ओर 
सुविधाएं दे दी गयीं थीं शिक्षा के नाम पर कोई मी भाषा सुविधा से लिख 
पढ़ नहीं सकते थे | राजा साइब का सम्बोधन उन्हें अधिक पसन्द था |सो हम 
लोग भी उन्हें राजा साहब हो पुकारते थे | नाम था जीतरतिंह | हम लोगों ने 
उसे जीतबहादुरसिंह बना दिया | कुछ दिन बाद विजयजीतत्रद्म वुरसिंह हो गया 
और फिर विजयप्रतापजीतबह।दुरसिंद और उससे पहले राजा की उपाधि जुड़ी 
रहती । ज्यों-ज्यों नाम बढ़ता जाता राजा साहब की ञ्राँखों की मस्ती ओर 
मंछों की एठ भी बढ़ती जाती | दस्तखत उद में कर लेते,थे | क्रांतिकारी 
कंदियों के जब-तब अंग्रेज़ी हिन्दी की मोटी-मोटीं पुस्तक खरीदते रहने या 
पत्रिकाएँ मेंगाते रहने से, उनके बहुत विद्वान ओर बड़े श्रादमी होने का रोब 
अधिकारियों ओर केदियों पर छाया रहता था। ठाकुर साहब ने एक दिन 
मुझ से अनुरोध किया कि में उनके नाम से एक परचा सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास 
कुछ किताबें मेंगाने के लिये लिखदू | किताबों के नाम पूछने पर उत्तर 
मिला--“आप ही ज़्यादा अच्छा समभते हैं; अंग्रेज़ी में हों, बढ़िया जिल्द 
वाली सुनहरी छाप की, सिरहाने रखने के लिये ।”?” 

राजा साहब के किताब मंगाने से लाभ तो हमी लोगों को होता इसलिये 
तुरन्त उनके नाम से एक परचा बनवा दिया गया । केदियों में श्रफवाह भो 
फेल गयी कि राजा साइब की भी बड़ी-बढ़ी किताब श्रा रही हैं । किताबें कभी 


जेल में | १५७ 


न था सकने पर जेल के बाबू से कारण पता लगा कि राजा साहब के हिसाब 
में पेसा ही नहीं था । 


राजा साहब अपनी बहिन या मासा को शादी को कहानी बार-बार सुनाया 
करते थे, जिसमें काबुल से हरे नारियल श्रौर ल ग के गुच्छे और बादामों को 
टहनियाँ, शोभा के लिये लंका से मंगवाई जाने की चर्चा रहती । राजा साहब 
को अपनी कामावासना दिखाने का भी बहुत शोक था इसलिये बी० क्लास के 
हाते के फाठक के ज॑गले के पास खड़े हो, लॉडों को भरांका करते | यदि हम 
बहों न होते तो सम्मवतः भीतर भी बुला लेते परन्तु बी० क्लास की “प्रतिष्ठा! 
के विचार से यह हमें सहाय न था । राजा साहब लोंडे को फाटक की दूसरी 
ओर बुल्लाकर एक ह्वाथ से मूंछ एठते हुए दूसरे हाथ से उसका हाथ दबा- 
कर ही वासना का उठ्ेंग पूरा कर लेते थे । 

राजा साहब अपने आपको एक हृद तक राजनेतिक कदी ही समभते ये। 
कहते थे अवध के एक कमिश्नर से अदावत के कारण ही पुलिस ने उन्हें 
जेल में पहुँचा दिया | अपनी फोजदारी की कहानी सुनाने लगते तो तीस- 
चालीस बन्दूर्के साथ ले जाने का किघ्सा भी सुना देते | एक दिन बगारी शेखी 
दूसरे दिन याद न रहती थी । कोतूइल से उनके अपराध की कट्दानी पता लगाई 
तो सुना कि गांव को किसी धोबिन को नूग्जहाँ बनाने के प्रयत्न में उसके 
धोबी को शेर अफगन बना बेठे थे परन्तु खुद जहाँगीर न बन सके । 


उस संकुचित संसार में भी ईर्षा, स्पर्धा के दांवपंच से लोगों का समय 
कटता था। कुछ लोग व्यसनी होने का गव प्रकट करने के लिये “लॉडे? 
पालने का प्रदर्शन भी करते थे | लौंडे छेलापन दिखाने के लिये तंग जांघिया- 
कृती पहन कर बल खाते चलते थे | हमारे समाज को सभी हीन प्रवृत्तियाँ 
अपनी तृप्ति के लिये जेलों में श्रोर अधिक विकृत रूप धारण कर लेती हैं । 
अआत्मसुधार को भावना का कभी कोई उदाहरण नहीं देखा | समाज के न्याय 
के रक्षक अ्रपनी शक्ति से अपराधियों से बदला लेते हैं श्रोर अपराधी उस विकड्ट 
परिस्थिति में भी अपनी बात पूरी करते रहने या उन पर जकड़े गये नियमों 
का उल्लंघन कर सकने के गयब॑ में रहते हैं । 

न्याय की रक्षक शासक शक्ति का विश्वास हे कि जेल के दण्ड का भय 
लोगों को श्रपराध से रोकता है| अनेक प्रकार के श्रपराधियों से बात करके 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया कि दण्ड का भय अपराध को रोक सकता हो । 
राजने तिक केंदी या ऐसे अ्रपराधी जो अ्रपनी आ्रान की रक्षा के लिये आवेश 


श्प्र्ट [ सिहावलोकन 


में कुछ कर गुजरते हैं दरड की बात सोचते ही नहीं या दण्ड भुगतने के 
लिये भी तैयार रहते हैं | ऐसे लोगों को अ्रपराधो बृत्ति का या श्रसामाजिक 
समझा भी न जाना चाहिये । अपराधी बृत्ति के लोगों को भी दण्ड का भय 
अपराध से नहीं रोकता । श्रपराध करते समय उन्हें पूरा विश्वास रहता है कि 
वे पकड़े नहीं जायंगे | वास्तव में चार या पांच प्रतिशत से अधिक अ्रपराध 
पकड़े भी नहीं जाते । अपराध पकड़ लिया जाने पर वे इसे अपनी किस्मत 
समझ लेते हैं | जेल काटते समय वे अपराध न करने का निश्चय नहीं करते 
बल्कि भविष्य में अपराध को अधिक सतकता से करने का ही निश्चय करते 
हैं। सहधरमियों से अनुभवों का आदान-प्रदान करके वे ग्रपना आत्म-विश्वास 
ओर चातुय भी बढ़ाते रहते हैं । 

भिन्न-भिन्न जेलों में अनेक सम्प्रदायों के श्रनेक केदियों से बात करने पर 
क्रान्तिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी नास्तिक नहीं पाया | सभी लोगों को 
अपने-अपने ढंग से आस्तिक ओर ईश्वर की दया ओर न्याय में विश्वाध 
रखने वाला ही पाया । परन्तु यह विश्वास उन्हें असामाजिक कामों से न रोक 
सका था क्योंकि वे अपराध को व्यक्ति ओर शासन के बीच की बात ओर 
ईश्वर भक्ति को अपनी निज्ि और भगवान की बात समभते थे । उन्हें पूरा 
विश्वास था कि शासन ओर समाज उनके प्रति निदयी है परन्तु भगवान 
सदय होगा। जेलों मे कांग्रेसी रामराज में गांधीवादी श्राध्यात्मिकता का प्रभाव 
इस दिशा में कया पढ़ा है, कह नहों तक्रता। १६४६ में जब एक मास के लिये 
लखनऊ जेल में रहने का अवसर हुआ था तो जेल अ्रधिका रियों के अंग्रेज़ी राज 
की भक्ति के स्थान पर कांग्रेसी राज़ के प्रति भक्ति प्रकट करने के सिवा और 
कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया । श्रस्तु -- 
,  क्रान्तिकारी केदियों को प्रायः ही एक जेल में दो अ्रढ़ाई वष से श्रधिक नहीं 
रहने दिया जाता था। आशंका रहती थी कि कहीं श्रपने प्रभाव से चेले मू ड़ 
कर भाग जाने का तिकड़म न कर लें | ऐसी आशंका के लिये कुछ आ्राधार भी 
था ही | जिन लोगों को उम्र केद को सज़ा दे दांगयी थी श्रीर जो लोग अंग्रेज 
सरकार से ह्वार मान जाने के लिये तेयार नहीं थे, उनका ऐश़ा प्रयक्ष करना 
अस्वाभाविक भी नहीं था । स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्याल ऐसो कोई न कोई 
योजना चलाते ही रहते थे | एक बार तो लोहे के ज॑ंगले काटने के लिये आरी 
बगरा भी उन्हों ने मंगवा ज्ञी थी पर यह चीज़ें पकड़ी गयीं। तब से उन पर 
झ्ोर ज्यादा कढ़ाई रखी जाने लगी थीं । सान्‍्याज्ञ दादा का मत्तिष्क निश्चल 


जेल में ] १४६ 


नहीं रह सकता था। एक ओर तो जेल से भाग जाने की योजनाएँ बनाते 
रहते थे दूसरी ओर सरकार से मुक्ति के लिये दया की प्रार्थना (मर्सी पेटीशन) 
भी करते रहते थे । साफ़ बात यह है कि जेल से भागने की चेष्टा करने में 
मुझे नेतिक आपत्ति तो कोई नहीं थी पर में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता 
था जिस की सफलता का मुझे पूरा विश्वास न हो ओर अ्रसफल हो जाने पर 
मेरी खिल्ली उड़े । कुछ दिन बाद क्रान्तिकारियों का तबादला कर देने के 
नियम के कारण मुझे नेनी जेल से फतेहगढ़ सेन्टल जेल में भेज दिया गया। 

फतेहगढ़ जेल में उत्त समय सुपरिन्टेडंट मेजर श्रोबेशय ही मिले परन्तु 
हेड जेलर थे बहुत बदनाम सर्दार गंडासिंह | अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें राजभक्ति 
या राजनेतिक कोदेयों के साथ सख्ती का व्यवहार करने के उपलक्ष में 
आफिसर आफ ब्रिटिश एम्पायर! का खिताब दे दिया था | कुछ दिन बाद 
ओओबेराय की जगह मेजर रामनारायण भंडारी सुपरिन्टेडेट बनकर आ गये । 
भंडारी की कीति गंडासिंह से भी कुछ ज्यादा ही थी। जेल में बात-बात पर 
कड़ी सज़ा देने में उनका बहुत नाम था | उनके जेल में कदम रखते ही जेल 
भर में ऐसे सन्नाठा छा जाता था मानों सबको सांप सू'घ गया हो । मेजर 
भंडारी और दूसरे भी कई सुपरिन्टेंडेंटों के रोब ओर मनमानी कर सकने की कई 
दंत कथाये जेलों में प्रसिद्ध थी । उदाहरणतः जेल के किसो पशु के सुपरिन्टेडेंट 
के सामने सिर हिला देने या रंभा देने पर पशु को वेतों की या तनहाई बंदी 
की सज़ा दे देना । भंडारी के लिये मशहूर था कि एक बार उनके सड़क पर 
जाते समय हवा से पीपल के पेड़ के पत्त खड़ा-खड़ा गये | साइब ने पीपल 
को बारह बंत लगा दिये जाने का आडर लिख दिया । 


सरकारी व्यवह्ार में जितना रोब वायसराय का होता था जेलों में सुपरिन्ठे- 
डेट का रोब उससे कुछ अधिक ही था । अंग्रेज सरकार ने जेलों में सुपरिन्टेडंट 
के सम्मान के कुछ ऐसे कायदे बना दिये थे कि सुपरिन्टडंटों में रोब श्रनुभव 
करने का लोभ बढ़ता जाता था। इन कायदों में कांग्रेसी राज में कुछ कमी 
आरा गयी है या नहीं, कह नहीं सकता | सुपरिन्टेंडेंट साइब जब भी जेल के 
मुश्राइने के लिये चलते थे, उनसे पांच-छः कदम आगे-आगे जेल के दो 
सिपाही शरीर रक्षक के तोर पर चलते थे | सुपरिन्टेंडंट के किसी हाते में प्रवेश 
करने से पहले ही “रपट बढ़” जाती थी कि साहब आ रहे हैं । रपट होते ही 
सब केंदी सिमिट कर एक लाइन में बैठ जाते थे | केदियों को लाइन में, एक 
विशेष मुद्रा में; घुटने जोड़, एड़ियों पर बेठना होता था और उनके दोनों हाथ 


(६० (7७५४7 


सामने खुले फैले रहते थे | ताके विश्वास रहे कि कंदी के हाथ में कोई श्रार/का- 
जनक वस्तु नहीं है। किसी केदी को साइबर के सामने पेश किया जाता था 
तो उसे दो छतिपाहियों के बीच खड़ा होना पड़ता थ्व | योदपियन केदियों को 
या बी क्लास के केदियों को साहब के सामने उस तरद्द तो नहीं बेठना पड़ता 
था परन्तु बिलकुल सीधे, निश्चल, दोनों हाथों में अपना रजिस्टर ( टिकट ) 
थामकर खड़ा होना पड़ता था | क्रान्तिकारी यों बुत की तरह खड़े होने में 
झपना अपमान समझ कर यह कायदा न मानते थे | कई (बार इस पर भगड़े 
हुए । आखिर जेल अधिकारी गम खा गये | साहब की बगल में हेड जेलर 
रहता था| श्रगल-बगल श्रोर तीन चार सिपाहदी | पीछे श्रतित्टूट जेल्लर, जेल 
का डाक्टर, दारोगा, गोदाम बाबू वर्गेरह । धूप था वर्षा होने पर एक केदी- 
जमादार साहब के धिर पर छत्र राजछुत्र के आकार से बड़ा--उठाये रहता 
था | जेल अधिकारियों की श्रपना रोब कायम रखने को इच्छा के कारण 
अधिकारियं ओर क्रान्तिकारियों में सदा ही तनातनी चलती रहती थी । 


फतेहगढ़ सेन्टल जेल में मुझसे पहले दो क्रान्तिकारी केदी थे | एक 
मन्मथनाथ गुप्त ओर दूसरे मणीन्द्रनाथ बेनजीं । मन्मथनाथ काकोरी घड़यंत्र 
के अभियुक्त थे ओर मर्णीन्द्रनाथ सी० आई० डी० के डिपुटी सुपरिन्यडेंट 
बेनजों (इनकी पर्याप्त कीति ऊपर कह् आया हूँ) को गोली मारने के श्रभियुक्त 
थे | मणी रिश्ते में डिपुटों सुपरिन्टडंट बनर्जी के भानन्‍्जे थे। बी क्लास या 
क्रान्तिकारी केदियों का हाता काफ़ी बड़ा था और उसमें यह दा केंदी बंद 
थे | सर्दार गंडासिंह के प्रबन्ध से हाते पर लोदह्दे की चादर का दरवाज़ा था | 
भीतर से बाहर और बाहर से भीतर कोई समाचार आने-जाने की सम्भावना 
नहीं थी । मन्मथ ओर मणि मेरे आने से पहले ही श्रात्म-सम्मान के प्रश्न पर 
जेल श्रधिका रियों से काफ़ी लड़ाई लड़ चुके ये श्रोर लम्बी भूख हड़ताल के 
बाद समभोता हुआ था। प्रश्न था जेल के नियम के अनुसार रस्सी बटने से 
इनकार करना और जेल नियम के अ्रनुसार बी० क्लास के केदियों को मिलने 
वाली सुविधाएँ उन्हें न दी जाना | में नेनी जेल से फतेहगढ़ मई-जून के आरम्भ 
में आया था । आकर देखा कि फतेहगढ़ में नेनी की तरह बारक में रात के 
समय पंजों का प्रबन्ध नहीं था । न पलंग दिये गये थे। इस सम्बन्ध में शिका- 
यत करने पर और नेनी की योदपियन बारक ओर बी० क्लास का उदाहरण 
देने पर उत्तर मिलता कि जेल मेनुश्रल ( जेल्ल विधान ) में ऐसा कोई कायदा 
नहीं दे | जेल में जेल मेनुअ्॒ल्न ही “वेद! समक्का जाता था | मज़े की बात यह 


जेल में ] १६१ 


थी कि जेल मेनुअ्॒ल कंदियों को नहीं दिखाया जाता था, जैसे वेद तक दास 
ओर शूद्र की पहुँच नहीं होती | बह शासक वर्ग के अधिकारों की रक्षा का 
साधन है । इम लं।गों के जिद करने पर ही बह हमें दिखाया गया | 


अधिकारियों के सख्ती करने पर जो जेल्ल मेनुश्रल में नहीं लिखा वह हो 
नहीं सकता श्रोर जो लिखा है वह टल्न नही सकता | जेल मंनुग्र॒ल तो इस ढँग 
से बना था कि उसका पालन हो ही नहीं सकता था | यदि कोई अफ़सर उसका 
पूरा पालन करने का यत्न करता तो अ्रपनी जान ही जोखिम में डालता । यही 
बात आज भी होगी। उदाइहर णतः उन दिनों जेल मेनुअ्र् के अनुसार क दियों 
की गाने-बजाने का, एक साथ मिल्ञ कर हंसी-ठट्ठा करने का अथवा जेल की 
रसोई से मिली दाल-रोटी के अतिरिक्त कोई चीज़ रांघने का या रुपया-पेसा 
पास रखने का कढ़ा निषेध था । परन्तु त्योहारों के अवसर पर कड़ाई से यह 
नियम लागू करने का साहस ओर ज्ञमता«किसी अफ़सर में न थी। दिवाली 
की रात हर सेन्ट्रल जेल में हजारों रुपये का जुआ्रा हो जाता था | नाच-गाना 
भी होता था । होली के अवसर पर तो नाच-गाने का ऐसा भयंक्रर समारोह 
होता कि हम दो-दो सो गज परे की बारकों से पांव के घमाके ओर घुंघरुश्रों 
का शब्द सुन पाते | टेनी बात्रा ऐसे जेल्लर होते तो उचित दक्षिणा देने पर 
हारमोनियम तबला भी एक दो रातों के लिये ञ्रा सकता था वर्ना तसले 
ओर घड़े की गमक से तो वातावरण गूंजता ही रहता । फाग, लावनो, बिरहे 
ओर गज़लों की उन्मुक्त तानें भी उठती रहतों । जेल भर में कढ़वे तेल की पूढ़ी 
पकवान बनते और बंटते | छाटे-मोटे अफूत्तर इत समारोह का आनन्द उठाते 
ये | जेलर और सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट अजान बन कर अपना रोब बनाये रहते । 


नेनी जेल की कुत्ता घर बारक में यद्यपि में परिलकुल अकेला था और 
सुविधाएँ अधिक थीं, समय का सद-उपयोग फतेहगढ़ जेल में ही अधिक 
हुआ । कारण यह कि मन्‍्मथ ओर मणीन्द्र खूब आत्मानुशासन से चल रहे 
थे | जेल में आते समय दोनों की ही आयु बहुत कम थी | श्रभी विद्यार्थी दी 
थे | मणी की सज़ा तो केवल सात ही वर्ष की थो परन्तु मन्मथ को आजन्म 
कारावास का दण्ड था। दोनों दी दिन का अधिकांश भाग स्वाध्याय में क्षगाते 
थे। मनन्‍्मथ ने उस समय भी फ्रेंच का खूब अ्रभ्यास कर लिया था । रशियन पढ़ 
रहे थे । दिन्दू-उदू' की भी जो पुस्तक मिलन जाती चाठ जाते | समय पर सोना, 
जागना ओर व्यायाम भी | उस समय मन्मथ को जेल से छूट जाने की कोई 


१६२ विह्वलोकन 


ग्राशा नहीं थी; थी भी तो घीस व पूरे करके ही | इसलिये ऐसे आत्मानु- 
शासन के लिये बहुत दृढ़ निष्ठा की आवश्यकता थी | 

जिस समय मेंने फतेहगढ़ जेल की बारक में कदम रखा मन्मथ और मणी 
ने एक क्रान्तिकारी बंदी के नाते द्वाथ मिल्ञाकर ओर अंग्रेज़ी में ब्रात कर मेरा 
स्वागत किया परन्तु मेरे सिर पर योरपियन बारक की वर्दों का हैट, स'मान, श्रोर 
कमोड वगेरा देखकर आपस में ब॑ँगला में छीटा कसता--“ये बेटा तो स'हृव 
है।” उन्हें मेरे बंगला जानने की कोई आशंका नहीं थी। में भी ब'त पी गया 
परन्तु ऐसे स्वागत का प्रभाव मन पर अच्छा नहीं हुआ । बहुत अधिक अ्रःत्मी- 
यता या बेतकल्लुफी इम लोगों में कभी नहीं हुईं । कुछ खिचाव-सा बना रहता, 
ऐसा कि आपसी व्यवद्वार में शिक्रायत का मौका न आने देने की सतकता बनी 
रहती | वे लोग आपस में गपद्राज़ो करते तो बंगला में और मुझभपे बोलते तो 
अंग्रेज़ी में । मन्मथ हिन्दी क्‍या ठेठ बनारसी हिन्दी भी खूब अच्छी बोल लेते 
धे परन्तु मेरे पंजाबी होने या साहब होने के कारण अधिकांश में अंग्रेज़ी का 
ही व्यवह्वार करते। परिणाम यह हुआ कि अधिक समय पढ़ाई-लिखाई में 
जाता | मन्मथ से प्रोंच की कई पुस्तक मिल गयों | फ्रेंच का श्रच्छा अभ्यास हो 
गया | हम दोनों ने इटालियन पढ़ना शुरु कर दिया | 

पिंजरे की उड़ान की अधिकांश कहानियां मेंने फतेदगढ़ सेन्ट्रल जेल में 
ही लिखी थीं। एक उपन्यास भी लिखा था जो कभी प्रकाशित नहीं हुगआ्ना, 
इस योग्य हे भी नहीं | आपस में कुछ खिंचाव रहने पर भी जेल अधिका रियों 
के साथ व्यवहार में कभी भेद नहीं आया। राजनेतिक केदियों के जेल जीवन 
में सब से बढ़ा संकट तभी आ्राता था जब उन की जीवन शक्ति कोई निकास न 
पाकर आपसी मतभेद से ही टकराने लगती थी। जेल के अ्रधिक्रारी सदा ही ऐसे 
झवसर की प्रतीत्षा में रहते ये | राजनेतिक केदियों के एक साथ रहने पर 
जेल अधिकारियों से उनका कोई न कोई संघ चलते रहना ही अच्छा रहता 
था | फतेहगढ़ जेल में ऐसा भी समय आया | मन्मथनाथ गुस, मणीन्द्र बैनजीं 
शोर मुझे तो कुछ उचित सुविधाएं न मिलने की शिक्रायत थी ही तिध पर 
हमें समचार मिला कि जेल के दूसरे हवाते में बन्द, क्रान्तिकारी केदी रमेशचन्द्र 
गुतत ने अनशन कर दिया है । 

रमेशचन्द्र गुत्त कानपुर का विद्यार्थी था| कानपुर में यह बात फेनञ जाने 
के कारण कि वीरभद्र ने आज़ाद के साथ विश्वासधात किया है, वीरभद्र का 
शहर में रह सकना ही कठिन हो गया था। बह कानपुर छोड़ उरई में जा 


जेल में ] १६३ 


बसा था | इस विश्वास से कि वीरभद्र ने आज़ाद के साथ विश्वासघात किया 
है, रामलीला के श्रवसर पर उरई जाकर रमेश ने वीरभद्र पर गोली चला दी | 
वीरभद्र तो बच गया परन्तु रमेश गिरफ्तार हो गया | रमेश को सात वर्ष कठोर 
कारावास की सज़ा मिली थी | बहुत बार तकाज़ा करने पर भी उसे बी० क्लास 
में न रखा गया था । तंग आकर उसने मांग पूरी कराने के लिये अनशन कर 
दिया | यह मालूम होने पर कि क्रान्तिकारी कैदी उचित माँग के लिये अन- 
शन कर रहा है, हम लोगों का भी कतंव्य हो गया कि सहानुभूति में अनशन 
करके उसे नेतिक सहायता दें । रमेश को सन्देश भेज दिया कि तुम डटे रहना, 
हम लोग भी श्रनशन कर रहे हैं | हम लोगों ने जेल अधिका रियों को सूचना 
दे दी कि हम अ-ने साथ उचित व्यवहार न होने और रमेशचन्द्र गुप्त के साथ 
अन्याय के विरोध में श्रनशन कर रहे हैं | ओर अनशन श्ररम्म कर दिया। 

क्रान्तिकारी लोग श्रनशन को आध्यात्मिक प्रमाव डालने का या भगवान 
की सहायता पाने का साधन नहीं समझते थे | अ्रनशन का अर्थ था श्रपनो 
मांगों के प्रति सावंजनिक भावना की सहायता उत्नन्न करना ओर अपनी 
प्रतिहन्द्दी सरकार के प्रति जनता में घृणा ओर विरोध पेदा करना | इमारे 
ग्नशन का प्रभाव जनता तक समाचार पहुँचने से ही हो सकता था । 
फतहगढ़ जेल में ऐसा अवसर प्रायः कम ही था | ऐसी अ्रवस्था में हमारा 
खतलिप्राय सरकार पर यह व्यक्त करना था कि तुम जो चादहो कर लो, इम 
दबे नही | जेसे-तेसे सूचना बाहर चली ही गयी | जेल श्रधिकरारियों के लिये 
यह ही बड़ी बात थी कि रमेश के अनशन की सूचना हमें मिल केसे गयी । पहरे 
बदल दिये गये | पहले से भी अ्रधिक कड़ाई हो गयी | 


हमारा यह श्रनशन, जहाँ तक याद है अ्ठारह या उन्नीस दिन ही चला । 
क्रातिकारी लोग अ्रनशन के समय गांधीवादियों की तरह पानी में नींबू का रस 
या सोढाबाइकाब आदि कुछ भी डाल कर नहीं पीते थे | गांधी जी की तरह 
बादाम रोग़न की मालिश नहीं कराते थे। क्रान्तिकारियों के जेल जीवन में 
झठारह-उन्नीत दिन के अ्रनशन का कोई विशेष महत्व नहीं था। मन्‍्मथ ओर 
मणी पहले भी क्गमग एक-एक माह का अनशन ओर मन्मथ उससे पहले 
किसी दुसरी जेल में साठ दिन का अनशन कर चुके थे । नोगेश चेटरजीं ने तो 
आगरा जेल में डेढ़ सो दिन का भ्रनशन किया था । अनशन के इक्कीस या 
चौबीस दिन गुज़र जाने के बाद बलात्‌ दूध देना (फोर फीडिंग) आरम्म कर 
दिया जाता था ताकि केदी के मर जाने से जनता में अशान्ति न फैले । बलाव्‌ 


१६४ [ सिहावलोकन 


दूध देने का ढंग था अनशनकारी की नाक से रबड़ की नली द्वारा पेट में दूध 
पहुँचा देना । नाक की राह रबड़ की नल्ली पेट में पहुँचाने की यह प्रक्रिया बहुत 
पीड़ाजनक होती थी | 


इस लम्बे अ्रनशन या निराहार रहने से श्रात्मा के निमल हो जाने का 
कोई आभास न मुझे ओर न हमारे कमी किसी दूसरे साथी को हुआ । अनशन 
में पहले तीन दिन बहुत कष्ट होता है फिर अभ्यात होने लगता है। काफ़ी दिन 
गुज़र जाने पर उठने-बेठने या हाथ-पांव हिलाने में भी कष्ट होने लगता हे | 
ध्यान केवल आता है भोजन का । कल्पना में तरह-तरह के भोजनों की गंध और 
स्वाद अनुभव होने लगते दहे। श्रनशन के अनुभवों के बारे में बहुत से साथियों 
से बात की है| हम लोग तो तीनों ही निरीश्वरबादी थे परन्तु टीकमर्सिह बहुत 
ग्रास्तिक थे । उन्हें भी साठ दिन के अनशन में कभी काई आध्यात्मिक प्रेरणा 
या सांत्वना अनुमव न हुई | वे बचपन से ओर जेल में भी निरामिप भोजी थे 
परन्तु बताते थे कि जाने क्‍यों अनशन के समय ओर वस्तुओं की अ्रपेज्ञा उन 
का मन उबले हुए अंडे के लिये बहुत करता था । इस इच्छा को वे रोके 
ही रहे । 


मन्मथ अपने पूर्व अनुभव के आधार पर बताया करते थे कि मेजर मंडारी 
अनशन करने वाले क्रांतिकारियों को पीड़ा पहुँचाने के लिये अपने चिकित्सा 
ज्ञान का भी पूरा उपयोग करते थे। यह ठीक है कि अनशन के समय बलात्‌ 
दूध पिलाने (फोस फीडिंग) से बहुत पीड़ा होती थी और क्रान्तिकारी बलात्‌ 
दूध पिलाने का विरोध करते थे परन्तु विरोध करने पर भी जब फेटे हुए अंडे 
ओर संतरे का रस मित्तला हुआ दूध पेट में चला जाता था तो शरीर ओर 
मस्तिष्क को शांति अनुभव होती थी | यह स्वाभाविक था कि अ्रनशन करने 
वाले का शरीर बलात्‌ भोजन दिया जाने की प्रतीज्ञा करने लगे। भंडारी आशा 
दे देता कि बलात्‌ दूध पिल्लाने की तैयारी की जाये। अनशन करने वाले के 
समीप एक मेज़ पर दूध ओर रबड़ को नतियां रख दी जाती थीं। अ्रनशन- 
कारी का श्रन्तरात्मा पीड़ा ओर विरोध के बावजूद दूध पेट में पहुँच जाने की * 
सांत्वना की कल्पना करने लगता । उस समय मंडारी अपने अ्मले के साथ आता | 
'अ्रनशनकारी की नब्ज़ देख कर उपेत्ता से कह देता--“अ्रभी क्‍या ज़रूरत है 
फोस फीडिंग की | श्रभी तो इसके शरीर में बहुत शक्ति है।” बलात्‌ दूध देने 
का सामान हटा दिया जाता | उस समय अ्रनशनकारी तात्कातलिक पीड़ा से 
“बच कर भी कितना निराश होता होगा १ जीवित रइने की इच्छा ओर 


जेल में ] १६५, 


श्राशा का, जो कि जीव का स्वभाव है, कुरिठत हो जाना क्रितना पीड़ाजनक 
होता होगा ९ 


अठारहव या उन्नीतवं दिन समाचार मिला कि कानपुर से रमेश के 
सम्बन्धी बालकृष्ण शर्मा नवीन को लेकर थ्राये थे। रमेश को बी० क्लास मिल 
जाने का आश्वासन दे दिया गया है ओर उसने अ्रनशन तोड़ दिया है। 
हमारे श्रनशन का मुख्य आधार समाप्त हो गया इसलिये हमने भी अनशन 
समाप्त कर दिया, परन्तु यह भी कह दिया कि हमारी असुविधाएं दूर न की 
गयीं तो इम फिर श्रनशन कर देंगे । अनशन के बाद हमारी माँगें पूरी हो गयीं 
परन्तु यह अनशन बहुत महंगा पढ़ा । 


जेल में पहले किये हुए. अ्नशनों के कारण मणी बेनर्जी का स्वास्थ्य यों 
भी बहुत निरबंश था | उसे हृदय रोग हो गया था | इस अनशन से अ्रवस्था 
ओर बिगड़ गयी। भंडारी ने मणी को उचित इल्लाज के लिये हमारी बारक 
से हठ कर अस्पताल के समीप बने कमरों में भिजवा दिया | तीन-चार दिन 
बाद ही हमें सूचना दी गयी कि बेनजी की अ्रवस्था चिन्ताजनक है। हम चाहें 
तो उससे मिल आ सकते हैं | भंडारी के उस समय के व्यवहार को देखते यह 
असाधारण सोजन्य था । 


हम लोगों ने हस्पताल जाकर देखा मणी की अवस्था इतनी खराब थी 
कि वह श्वास न आ सकने के कष्ट के कारण छुटपटा रहा था | देख कर हम 
दोनों दहल गये | मणी के हाथ-पांव सूज गये थे | आँखों पर सफेद भिल्ली-सी 
छा गयी थी | वह न लेट पाता था न बेठ सकता था । उसकी जीवन शक्ति 
बनाये रखने के लिये उसे आक्सीजन गेंस दी जा रही थी | श्राक्सीजन देने 
वाला हस्पताल का डाक्टर इतना अनुभवी था कि उसे यह भी मालूम नहीं था 
कि सिलेंडर की चाबी किस ओर घुमाने से गेस बाहर आयेगी, या गेंस आ रही 
है या नहीं, यह देख सके | उसे अपने परिमित ज्ञान से बताया कि नली के सामने 
दिया सताई जला कर देखो । गेस आने पर लो बहुत बढ़ जानी चाहिये। 
गेस दिया जाने का प्रभाव अच्छा ही दिखाई दिया । 

कुछ सेकण्ड के लिये श्वास ठीक से आने लगता तो मणी ठीक ढंग ओर 
बहुत समझदारी से बात करने लगता था। इस सम्बन्ध में दूसरे भाग में क्रान्ति- 
कारियों की विचारधारा के प्रसंग में भी लिख चुका हूँ। पुनरावृत्ति न करने 
के लिये यहाँ संक्षेप में ही लिखूंगा । यह स्पष्ट ही जान पड़ रहा था कि मणी 


। 
[ सिहावलांकन 


इस ही मिनिट दा मेहमान है। उसका कष्ट मृत्यु की तम्मावना से भी अधिक 
भयानक जान पढ़ रहा था । मणी की अवस्था से मन्‍्मथ बहुत ही व्याकुल ही 
गया | मणी को सान्त्वना दे सकने के लिये या उसकी पीड़ा कम कर सकने के 
लिये; सम्भव-अ्रसम्भव सभी कुछ करने की इच्छा से, मन्मथ ने मणी के समीप 
बेठ, हाथ जोड़कर प्रार्थना के ढंग से कह्दा-/मैं तार्किक प्रद्धत्ति के कारण नाघ्तिक 
हूँ | मुझे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं परन्तु आस्तिकों का विश्वास है 
कि अंतिम समय भगवान से साज्ञातकार होता है। श्रास्तिक भगवान को 
भ्रत्यन्त दयालू ओर चामत्कारिक शक्ति-सम्पन्न मानते हैं।सम्मब है मेरा तक 
गलत रहा हो इसलिये में प्राथना करता हूँ कि यदि सचमुच भगवान का कोई 
अस्तित्व है तो वे इस समय तुम्हारा दुख दूर कर दें। यदि तुम्हारा दुख 
दूर हो जाय तो में भगवान में विश्वास कर लेने के लिये तेयार हूँ ।” 


मन्मथ के यह प्रार्थना करते समय मणि श्वास के लिये श्रत्यन्त कष्टपूर्णं 
संघर्ष कर रहा था | उसके बाद उसको श्वास की नली कुछ क्षण के लिये 
ठीक हो गयी । मणी खिन्नता से बोला--“डेम योर गोड एंड डेम हिज़ मर्सी 
(भाड़ में जाये तुम्हारा भगवान ओर भाड़ में जाये उसकी दया) । लोग बकते 
हैं कि अन्तिम समय भगवान दिखाई देता है | मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई 
दे रहा | मेरे अन्तिम श्वासों के समय मरा मस्तिष्क धुंधघला न करो। मुझे 
कायर ओर कातर बनाने की चेष्टा न करो ।”” इतनी बात कह कर मणी का 
श्वास वष्ट चग्म सीमा पर पहुँच गया | एक जबरदस्त दिचकी आई | उसकी 
श्वास की नाली सदा के लिये कटक गयी या हृदय उस दबाव को सहार न 
सका । पीड़ा से एंठा हुआ उसका शरीर शिथिल्ष ओर सीधा हो गया | मणी 
के इन शब्दों को परत्नोक के द्वार पर या भगवान के सम्मुख खड़े व्यक्ति के 
अन्तिम शब्द कहा जा सकता है | 

मणी को मृत्यु यद्यति हस्पताल के पलंग पर हुई परन्तु उसका भाव श्रपने 
विचारों ओर आदरशों' के लिये रणक्षेत्र में जूझ जाने का ही था । सेंद्धान्तिक 
दृष्टि से मणी का व्यवहार हि०स०प्र०स० या तत्काल्नीन क्रान्तिकारियों के 
आध्यात्म-सम्बन्धी विचारों का प्रतीक माना जा सकता है । 

मणी की मृत्यु से इम लोग कुछ समय के लिये अ्रवसन्न से रह गये परन्तु 
सप्ताह भर के भीतर ही हमारी अनशन की लड़ाई के विजय के स्वरूप रमेश- 
चन्द्र गुप्त को बी० क्लास देकर हम लोगों के साथ रहने के लिये भेज दिया 
गया । रमेश की आयु कम थी ओर मेट्रिक पास कर सकने से पहले द्वो जेल 


जल में ] १६७ 


पहुँच गया था। उस अल्दड़ नौजवान का पिस्तौल ले कर वीरभद्र पर श्राक्रमण 
करना देशभक्ति की भावना से, देशद्रोह के काम का विरोध करने का प्रतीक 
था | मन्‍्मथ ओर मेरे कहने से रमेश ने पढ़ने-लिखने में मन लगाना शुरु कर 
दिया | कुछ ही दिन बाद बी० क्लस के एक कांग्रेमी सत्याग्रही केंदी क'नपुर के 
शिवराम पांडे को भी हमारे साथ ही रहने के लिये भेज दिया गया | पांडे जी 
बहुत ही विनोदी ओर सरल स्व्रभाव हैं ; इलाहाबाद या आगरा यूनित्र्तिटी 
के ग्रेजुरेट । आराजकल ( १६४१ के चुनाव में ) उत्तर प्रदेश विधान सभा के 
सदस्य हैं | पांडे जी अपना अधिकांश समय सत्याग्रही बन्दियों की भांति सरसों 
की तेल से मालिश, कसरत और गीता पाठ में लगाते ये | हमारा कुछ समय 
हो-हो, हा-हा में बीतने लगा | 

शिवराम जी पांडे को क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति ओर आदर था । 
यह सुनकर क्रि मैं मगतलिंह का सहपाठी और सहयोगी रहा हूँ, उनका कौनूइल 
श्रोर बढ़ा । वे अपनी कई जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान करने लगे । 
इसी प्रसंग में उन्होंने पूछा--“सुना है कि जब्र मगतर्सिह जी ओर चन्द्र: 
शेव्वर आज़ाद जी ( वे आदर के लिये सदा जी शब्द का प्रयोग करते ये ) 
विलायत से जहाज़ पर आ रहे थे, एक गोरे ने भारत माता की शान में कुछ 
अपशब्द कह दिये | भगतसिंह जी ने गोरे को पिल्‍ले की तरह कान से पकड़ 
कर उठा लिया श्रोर समुद्र में फेंक दिया । क्‍या यह बात सच है १” मुझे हंसी 
झा गयी । पांडे जी को बताया कि आज़ाद और मगतसिंह कभी विलायत नहीं 
गये थे | यह बात सच नहीं हो सकती | पांडे जी की इच्छा थी कि मुझ से 
समर्थन पाकर इस कहानी को अपने व्याख्यानों में सुनाकर देशभक्ति की 
भावना को प्रोत्साहन देते | इन्कारी सुन कर उन्होंने कुछ खेद ओर संदेह से 
मेरी ओर देखा | मानो, यह बात तो सच ही होनी चाहिये | में मगतर्भिंह के 
महत्व से ईर्षा कर इस घटना से इनकार कर रहा हूँ। बाद में भी श्रपने दल के 
नेताओं के बारे में तथ्य बातें कहने या अ्रत्युक्ति से इन्कार करने, उन्हें अपोरुषेय 
स्वीकार न करके मैंने बहुत से लोगों को निराश किया है | पर संस्मरखों में 
तो जो देखा हे वही लिखना होगा, कल्पना की सामथ्य आ्राजमाने का अवसर 
नहीं है । 

श्रपनी गिरफ्तारी के बाद पहले लाहौर में दुर्गा भाबी और फिर दिल्ली में 
सुशीला दीदी की गिरफ्तारी का समाचार पत्रों से मिल चुका था । हम लोगों 
के अ्रनशन से कुछ दी पहले १६३४ जून में प्रकाशबती की गिरफ्तारी दिल्ली 


श्द्८ [ सिहावलोकन 


में हो जाने का भी समाचार मिल गया था। यह चिंता ज़रूर थी कि अरब 
उनका क्या होगा ? इससे पहले फरारो के समय वे मेरे भाई के पत्रों या पत्र 
लिखने वाले दूसरे लोगों के पत्रों मं घुमा फिराकर अपनी बात लिख भेजती 
थीं। में भी, जो कुछ कहना होता, घुमा फिराकर उपमा और व्यज॑ना से लिख 
मेजता | मद्दीने मे एक ही बार पत्र लिख सकने का नियम था इसलिये पत्र 
कभी-कभी दो-तीन ताव के आकार का भी हो जाता, कभी इस से भी बड़ा । हम रे 
लिखे पत्र ओर हमारे नाम आये पत्र सब्र गुप्तवर विभाग के हाथों से गुजरते 
थे | गुप्तचर बिभाग को भी सन्देह था कि इम लोग लक्षणा ओर व्यंजना 
से कुछ गुप्त बातें करते हैं, जिन्हें वे समझ नहीं पाते । उन्हें यह भी आशंका 
थी कि हम जेल से ऐसा सन्देश न भेज दें जिससे कोई उथल-पुथल मच जाये 
या ऐसा संदेश पत्र द्वारा न पा लें जिससे हम जेल तोड़ कर भाग जाये । गुप्तचर 
विभाग हमारे पत्र में जिन पंक्तियों को समझ नहीं पाता था उन्हें तेज् को 
स्याही फेर कर काला कर देता था। कभी ऐसा भी होता था कि पूरे पृष्ठ में 
कुछ द्दी शब्द शेष रह जाते थे । 


इस समय जेल में प्रायः दो व५ ब्रीत चुके थे। स्थिरता आ गयी थी। 
हमें स्टेट्समैन या हिन्दी का भारत आदि सरकार का समर्थन करने वाले पत्र 
ही दिये जाते थे । इन पत्रों में से भी जहां तक जेल अधिकारियों को चौकसी 
काम देती, क्रान्तिकारी आन्दोलन से सम्बन्ध रखने वाले समाचारों को कांट 
लिया जाता या उन पर स्याही पोत कर अ्रपाख्य कर दिया जाता था | फिर भी 
यह मालूम हो गया था कि मेरठ, कानपुर, देहरादून आदि में कुछ हो ही 
रहा था | पुलिस एक देहरादून-कानपुर षड़यंत्र केस चलाने की व्यवस्था कर 
रही थी | विश्वास था कि जितना हम जान पाते हैं उससे अधिक ही हो रहा 
होगा । प्रायः पढ़ते-लिखते रहने श्रोर चुप सोचते रहने के समय यह भी खयाल 
आता कि जेल मे रह कर ओर जेल् में अभी बारह वर्ष और बिताने के बाद 
रिहा होकर में क्या कर सकू'गा; किस योग्य हूँगा। उस समय आयु चालीस 
से ऊपर होगी । चालीत से अधिक को आयु में जीवन आरम्भ करना द्ोगा | 
शारीरिक रूप से निष्किय रहने के कारण स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा 
था । जेल से रिहई के चित्र की कल्पना जीवन के संध्या काल के पट पर ही हू। 
सकती थी । केवल एक ही सम्भावना थी कि मेंने जीवन के लिये जो लक्ष्य 
स्वीकार किया है उसके प्रति दूसरों को आकर्षित औ्रोर उत्साहित करता रहूँ, 
राष्ट्रीय मुक्ति के संघ को परम्परा कायम रहे | मेरा साधन केवल कल्मम ही हो 


जेल में ] १६६ 


सकेगा | यह समय उस साधन के लिये साधना करने का है| अपने भविष्य 
जीवन की कल्पना में एक अ्रकेले परिवारहदीन व्यक्ति के रूप में ही करता था । 


दूर तक कल्पना कर लेने का स्वभाव द्वोने के कारण श्रपनी प्रोढ़ावस्था 
के जीवन की कल्पना बहुत ब्योरे से कर ली थी । पीछे कोई सम्पत्ति या जीविका 
का साधन न होने के कारण कल्पना थी कि किसी राष्ट्रीय पत्र में वेतन पर 
काम करु'गा | चालीस पार करके जब काम आरम्भ करु'गा तो उन्नति करके 
प्रधान सम्पादक बनने का दिन क्या आयगा ! साठ-सत्तर रुपये का उप सम्पा- 
दक ही हो सकू गा । पुस्तक लिखकर निर्वाह करने की बात नहीं सोची थी । 
अपने संतोष की चीज़ें नोकरी के काम से प्रथक लिखने की कल्पना थी परन्तु 
अपने जीवन का माग बदल कर विश्राम करने की बात मन में नआयी थी। 
उस कल्पना का कुछ अंश ठीक ही हुआ । १६३८ में रिहाई के बाद जीविका के 
लिये पहले कर्मयोगी साप्ताहिक में पचहत्तर रु० मासिक पर नोकरो की थी। 
यदि संचालक महोदय नित्राहने देते तो शायद निब्राइता हो रहता पर प्रकाशबती 
ने भी तो बेराग्य को उस कल्पना को नित्राइने नहीं दिया । 

अनशन के कुछ ही दिन बाद; जब श्रभी शरीर में बहुत निबंलता थी, 
एक दिन मरे लिये दफ्तर से बुल्ावा आया | मेजर भंडारी ने अपने कमरे में 
बुलाकर कहा कि मुझसे मिल्तने के लिये कोई व्यक्ति लाहोर से श्राये हें । मिलने 
की आज्ञा इसी शर्त पर दी जा सकती है कि में अनशन के बारे म॑ कोई बात न 
करु' | शर्त बहुत अ्रपमानजनक लगी परन्तु सोचा शायद माता जां किसी तरह 
अनशन का समाचार पाकर आयी हैं। छः सो मील का यह सफर उन्होंने किस 
गरीबी ओर कठिनाई में किया होगा, उन्हें कितनी निराशा होगी | श्रनशन तो 
समाप्त होकर उसका परिणाम भी सामने आ चुका था | उस विषय में बात 
करने या न करने से क्‍या होता १ अनशन के सम्बन्ध में बात न करना स्वीकार 
कर लिया । 


मिलने आने वालों के भीतर आने पर देखा कि माता जी नहीं प्रकाशवती 
थीं। बात हम लोग विशेष कुछ कर नहीं सके क्योंकि मंडारी साहब की समझ 
दारी के कारण पुलिस के एक आदमी को बुलाकर हम लोगों के बीच में ऐसे 
बेठा दिया गया था कि हमारी कही बातें उसके कानों पर से गुज़र कर ही एक 
दूसरे तक जा सकती थीं। अ्रनशन के बाद ञ्रभी में बहुत निबंत था | यह न बता 
सकने के कारण कि मेरी शारीरिक दुदशा का कारण अनशन था, प्रकाशबतो ने 
समझता कि जेल में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था श्रोर जेल में 


१७० [ सिहावलोकन 


मेरा स्वास्थ्य ऐसा,ही रहता था | मुभमे मिलने के बाद उन्होंने यू०पी० सरकार 
के तत्काज्ञीन होम मेम्बर सर महाराजसिंह से जाकर शिक्रायत की ओर केन्द्रीय 
व्यवस्थापक सभा के सदस्यों तक खबर दी । समाचार-पत्रों में भी मेरे स्वास्थ्य 
के बारे में खूब चर्चा चल्ल पड़ी। अनशन के बाद मुझे ज्वर भी रहने लग 
गया था। 

जेल में प्रकाशवती से मुलाकात होने के बाद उनकी समस्या के बारे में 
ग्रोर भी अधिक ध्यान आने लगा | उनकी कई समधत्याएँ थी। उनका परिवार 
रूढिवादी था । वे क्रान्तिकारी काम में सहयोग देने के लिये धर छोड़ कर 
ञ्रा गयी थीं । परिवार के लोग उन्हें अपना लेने के लिये केसे तेयार होते १ 
प्राचीन धारणाओं के श्रनुसार उनके काम से परिवार पर कलंक लग गया 
था । हमारा क्रान्तिकारी दल प्रायः बिखर गया था | राजनेतिक परिस्थितियाँ 
उस समय भी काफ़ी तेज़ी से बदल्न चुकी थीं। वे क्या करेंगी ! एक बड़ी समस्या 
मेरा जेल में होना भी था । में उम्र भर के लिये जेल में था, कम से कम अभी 
आर बारह वर्ष के लिये तो था ही । प्रकाशवती की समस्या का एक समाधान 
यह हो। सकता था कि वे सामाजिक ढंग से किसी भले श्रादमी से विवाह करके 
समाज में अपना स्थान बना कर साधारण जीवन आरम्भ कर दें | और जो 
कतव्य समभे उसके लिये भी सामर्थ्य भर यत्न करें | 

इस सुलभराव के मार्ग में उनका मुझे पति समझना रुकावट थी। उस 
समय में उनके लिये केवल एक भावना ओर स्मृतिमात्र ही तो था | मुझे जान 
फड़ता था कि मेरी याद या भरे प्रति अनुराग की भावना उनके जीवन के स्वा- 
भाविक श्रोर साधारणत: उचित मार्ग में रकाबट बन रही है। मुझे यह 
बहुत बढ़ा अन्याय जान पढ़ता था कि मेरे प्रति एक भावुकता-मात्र के लिये 
उन के या किसी के भी जीवन का स्वाभाविक संतोष निछावर हो जाये। मुझे 
यह न्याय और नेतिक कर्त्तव्य जान पढ़ा कि में अपनी ओर से उन्हें ऐसे बंधन 
से मुक्त कर दूँ । फ़रारी के जीवन में हम दोनों ने एक दूसरे को पति-पत्नी के 
रूप में स्वीकार किया था परन्तु उस सम्बन्ध पर सामाजिक घोषणा ओर स्वीकृति 
की मोहर तो नहीं थी । हम दोनों का उसे माने रहना या उसे भुला देना ही तो 
एक-मात्र बन्धन था। मेरी स्मृति-मात्र ही उनके जीवन की बाधा क्‍यों बने ? 


उपरोक्त विचार मन में आते थे परन्तु पुलिस के श्रफ़सरों की मौजूदगी में 
मुज्नाकात के समय या पुलिस के हाथों से गुज़र कर जाने वाले पत्रों में इस 
सम्बन्ध में केसे लिखा जा सकता था। इस विषय में कुछ न कहना अपने 


जेल में ] १७१ 


अधिकार को व्यथ में जमाये रखने का अन्याय जान पड़ता था। आखिर कुछ 
ऐसा पत्र लिखा--““जीवन को व्यवद्ारिक और वास्तविक दृष्टिकोण से ही 
देखना चाहिये | व्यक्ति का मूल्य उस से समाज या दूसरे व्यक्तिय | को प्राप्त 
होने वाले संतोष ओर उपयोग से ही होता दे । जिस व्यक्ति की उपस्थिति या 
स्मृति केवल अ्रभाव या निरन्तर दुख का कारण बने उस से मुक्ति पा लेना ही 
अपने प्रति न्याय है | जो दाँत सदा पीड़ा ही दे उसे निकल्षवा कर उसकी जगह 
दूसरा दाँत लगवा लेना ही न्याय ओर कर्तव्य हे । आदि आदि” अभी 
कम से कम बारह व को जेल सामने थी । बारह वष बाद जेल से छूटकर जता 
जीवन सम्मव जान पड़ता था उसका संकेत प्रसंग से दे चुका हूँ । 


शिवराम जी पांडे सत्याग्रह आन्दोलन में शेष कांग्रेसियों की तरह छ; 
दी मास के लिये जेत्न आय थे | कुछ सज़ा दूसरी जगह काट आये थे । 
जल्दी ही छूट कर चले गये | मन्‍्मथ गुप्त और रमेश की बदलों श्रागरा 
सेन्टल जेल में हो गयी। बी० क्लास के एक नेतिक कंदी, यू० पी० के क्रिसी 
छोटे-मोटे जमींदार श्रकबर मुहम्मद खाँ का मेरे साथ रहने के लिये भेज दिया 
गया । मुहम्मद खाँ डकेती या कत्ल के अपराध में उम्र भर की सज़ा पाये 
था | उत्त पर उतनी कड़ी निगरानी भी नहीं थी । वह हाते में कुछ ऐसी हर- 
कतें करता था कि हम क्रान्तिकारियों ने बी० क्ज्ञास का जो दबदबा कायम 
किया हुआ था उस पर आ्आँच श्रातो थी। समझाने पर बह मंछो पर ताव देने 
लगता--हम क्या तुम्हारे बम, पिस्तोल से डरते हैं १ क्रान्तिकारियां के लिये 
नेतिक कंदियों के साथ (खास तोर पर बी० क्ल्लास के नेतिक केदियों के साथ) 
रहना सदा ही संकट का कारण हांता था । वे लोग क्रान्तिकारी बन्दियों की 
भूठी-सच्ची चुगली खाकर या उनसे ऋगड़ा कर अपनी राजभक्ति प्रमाणित कर 
के कुछु दया ओर लिहद्दाज़ पाते रहने को आशा में रहते थे | सी० क्ल्ञास के 
गरीब केदियों में भी कुछ लोग ऐसे जरुर थे परन्तु ऐसे भी थे जो राजनेंतिक 
कैदियों को श्रादरणीय मान कर उनके लिये जोखिम उठाने के लिये भो 
तैयार रहते | 

परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गयीं कि मन थिन्न रहने लगा । स्वास्थ्य कुछ 
खराब था ओर भी खराब हो गया | प्रकाशबती ने बाहर इस विषय में हलचल 
मचा ही रखी थी । मुझे फतेहगढ़ जेल से सुल्तानपुर के सेनीटोरियम जेल भेज 
देने का हुबम हो गया | सुल्तानपुर सैनीयोरियम जेल में केवल तपेदिक के मरीज 
ही भेजे जाते थे। अनुमान किया कि डाक्टर ओ्रोर सुपरिन्टेडेन्ट मुके बताना 


१७२ सिहावलोकन 


उचित नहीं समभते परन्तु उन्हों ने सरकार को सूचना दी होगी कि मुझे तपेदिक 
हो गया है, तभी तो मुझे वहां भेजा जा रहा हे | किसी दिन जेल से छूट जाने 
की कल्पना भी व्यर्थ ही है इसलिये प्रकाशवती को एक ओर पत्र लिखा | उसमें 
व्यंजना से समझाने का यज्ञ किया कि तुम्हें मुझ से कोई आशा नहीं करनी 
चाहिये । यह भी प्रकट किया कि में पिछले सम्बंधों श्रोर जिम्मेवा रियों को भूल 
गया हूँ । यदि जेल से कभी छूट भी गया तो अपने लिये जीवन का कोई नया 
ही रास्ता श्रोर नये ही सम्बन्ध चुन लगा | अ्रभिप्राय यही था कि वे अपने को 
स्वतन्त्र श्रनुभव कर सके | माता जी को यही लिखता रहां कि में जेल में खूत्र 
मज़े में समय काट रहा हूँ ओर जो नेतिक उपदेश उन्हों ने बचपन में दिये थे 
उनके अनुसार चलने का प्रयत्न करता हूँ । 


जेल की कानूनी सख्तियों के बावजूद कुछ दिन बाद जेल के कमचारियों 
का व्यवहार सद्दानुभूति का हो ही जाता था | सुल्तानपुर के लिये मेरा चालान 
किया जाने से आठ-दस दिन पहले ही मुझे उसकी सूचना मिल्न गयी थी | जेल 
के एक कमचारी से अनुरोध किया कि वह कानपुर में “प्रताप” के पते से बाल- 
कृष्ण जी शर्मा नवीन को सूचना दे दे कि में अमुक तारीख को कानपुर स्टेशन 
से होकर सुल्तानपुर जाऊँगा | सम्मव हो तो मुझ से स्टेशन पर मिल लें। 
फतेहगढ़ से मेरा चालान भी कुछ अजीब-सी परिस्थिति में हुआ । मुझे इतना 
बीमार समझा गया कि जेल में बिस्तर से फाटक तक भी चलना मना था । 
एक स्ट चर पर उठा कर पहुंचाया गया | सफर में भी स्ट चर साथ रहा कि 
गाड़ी बदलते समय पेदल न चलना पड़े ओर ऐसे ही सुल्तानपुर में रेल से 
सवारी तक भी पंदल न चलूं लेकिन पांवों में भारी-भारी बेड़ियाँ भी जरुर 
डाल्ञ दी गयीं | 


बालकृष्ण जी शर्मा नवीन से मेरी उस समय तक कभी देखा-सुनी या 
व्यक्तिगत परिचय नहीं था । परन्तु मेरा सन्देश पाकर वे स्टेशन पर आये | 
पुलिस की गारद से घिरे बीमार केदी को पहचान लेना कोई बड़ी बात नहीं 
थी । वे इतनी आत्मीयता और सहृदयता से मिले मानों सगे से श्रधिक अ्रपने 
हों । उनके शब्द भी अमी तक याद हैं ;-.... '"४ए ए)0]९ #८थ४६ 20०९४ (० 
9०८०” इस आत्मीयता का आधार उनका क्रांतिकारियों में विश्वास था जिसका 
श्रेय उनके भगतविंद और श्राज़ाद से परिचय को ही दिया जा सकता था । 
उन्हों ने पूछा भी--“मैं ठुम्हारे लिये क्या कर सकता हूँ “किसी चीज़ की 


जेल्ल में १७३ 


ग्रावश्यकता हो तो कहो ।” उन्हें प्रकाशबती का पता देकर श्रपनी बदली हो 
जाने की सूचना दे देने के लिये कहा । 

उन दिनों सुल्तानपुर सेनीटोरियम जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ( तपेदिक के 
विशेषज्ञ ) डाक्टर शंकरलाल गुप्ता थे । डा० गुसा अफ़सर कम ओर डाक्टर 
अधिक थे। जेल्ों के अधिकांश डाक्टरों का व्यवहार इससे ठीक उल्लदा होता 
है| डा० गुप्ता ने खूब अ्रच्छी तरह ठोंक-बजाकर ओर जाँच-पढ़ताल करके मेरे 
शरीर की परीक्षा की ओर विश्वास दिलाया--“आप को तपेदिक हरगिज़ नहीं 
हे | पुराना ज्वर है । मन की चिताए छोड़िये | यहाँ जेल में ऐसा कोई काम 
न कीजिये कि मुझ पर कोई बात आये ओर जो चाहे कीजिये।?” डा० गुप्ता 
को साहित्य का भी खूब शोक था | उन्हों ने अनेक पुस्तक पढ़ने के लिये दीं । 
उन्हें फूलों ओर बागवानी में भी बहुत रुचि थी । उनके शोक के कारण 
सुल्तानपुर जेल में अनेक तरह के गुलाबों ओर दूसरे फूलों का सुव्यवस्थित जंगल 
सा बना हुश्रा था । जिधर देखिये फूल । उनका प्रयत्न यही रहता था कि केदी 
सुल्तानपुर जेल को हस्पताल ही समर | जल्दी ह्वी स्वास्थ्य सुधरने लगा | 

मेरे सुल्तानपुर तपेदिक जेल में भेज दिये जाने के समाचार से प्रकाशवती 
बहुत घबरायीं | जल्दी-जल्दी मिलने आने लगीं | मिलने आना आ्रासान इस- 
लिये भी हो गया था कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें सरकार ने देहली ओर लाहोर 
में एक वर्ष तक न रहने का नोटिस दे दिया था। वे समय का सदुपयोग कर 
सकने के लिये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आकर पढ़ने लगी थीं | बनारस 
से सुल्तानपुर कुछ घंटे की ही रेल-यात्रा थी | प्रायः पाँच-छुः मास बाद, मेरे 
स्वस्थ हो जाने पर मुझे सुल्तानपुर से बरेली केन्द्रीय जत्न में मेज दिया गया। 

बरेली केन्द्रीय जेल में सन्‌ १६३५ ओर १६३६ बीते | जेल का जीवन 
प्रायः ही एक रस रहता है परन्तु यहाँ भी कुछ घटनाएं हुईं | बरेली जेल में 
आते ही मेजर रोज़ेयर से वाघ्ता पड़ा । मेजर रोज़ेयर एंग्लोइंडियन था | उसे 
योरुपियन समझे जाने ओर श्रपने रोब का बहुत खयाल रहता था । दूसरे 
समभदार सुपरिन्टेन्डेन्टों का कायदा दूसरा था। वे प्रायः ही क्रान्तिकारी 
बन्दियों के हाते में न जाते । न अधिक सामना होता न उनके रोब ओर हम 
लोगों के आत्मसम्मान की भावना में रगड़ होती | रोज़ेयर यह दिखाना चाहता 
था कि उसके बारक में आने पर हमें भी खड़े हो जाना पढ़ता है। इसके इलावा 
जेल के श्रम के सम्बन्ध में बेमतलब नोक-भोंक, काम क्यों नहीं किया ? ग्रे 
क्या है ! वह क्या है ! जेल का कानून तो सदा ही श्रणिकारियों के पत्त में 


र 


१७४ सिहावलोकन 


रहता था | यों रोज़ेयर मन का बुरा नहीं था | प्रतीक्षा मे रहता था कि हम 
ज्|ग विनय दिखायें तो वह भी कुछ लिहाज़ करे, उसकी प्रभुता औ्रोर अ्रधि- 
कार का प्रदर्शन हो सके | रोज़ेयर के व्यवहार से मन में सदा ही एक कचोट 
सी अनुभव होती रहती थी, विशेष कर जेल के श्रम के बारे मं । 


एक दिन बदला लेने का निश्चय कर लिया | पाक्तिक परेड का दिन 
था | रोज़ेयर अपने श्रमले के साथ बारक में पधारे | सब लोगों को सुनाकर 
उन्होंने उपदेश देना आरम्म क्रिया--“अ्रम करने में मानहानि समभना गलती 
है । हम भी तो दिन भर श्रम करते हैं | जेल् के नियमों का पूरा पालन होना 
चाहिये। एम० एन० राय भी इस जेल में रह गये हैं| वे हमेशा अपना श्रम 
पूरा करते थे'"।” 


बात करते-करते रोज़ेयर ने अपना जूता पहरा पांव मेरे पलंग के पेताने 
तहाकर रखे हुए. कम्बल् पर रख दिया । इतना तो में भी समझता था कि 
योदपियन आवचार-व्यवहार के अनुसार ऐसा करना अशिष्टता नहीं समझी जाती 
पर मुके अवसर मिल गया | अ्रपनी जगह से आगे बढ़ मेंने कम्बल् को पलंग 
से उठाकर फेंक दिया श्रोर बहुत क्रोध दिखाया--““में इस कम्बल्ल को लेकर 
सोता हूँ, ठुम उस पर जूता रख कर मेरा अपमान करते हो ९?” 

सारे जेज्ञ के अमले की आँखे विस्मय में फेल गयीं । रोज़ेयर का चेहरा 
भी कागज़ की तरह पीला हो गया | इस भयंकर अपमान से तड़पकर बोला--- 
“अच्छा, श्रच्छा तुम्हें इसकी उचित सज़ा मिलेगी |!” और पांव पटकता बारक 
से लोट गया | उस दिन साहब के लिये जेल के निरीक्षण की परेड पूरी करना 
कठिन हो गया | यही सोचता रहा कि सब के सामने हो गये अश्रपमान का क्या 
उपाय करे | में स्वयं भी सोच रहा था कि यह आदमी चिड़कर जाने क्‍या 
बदला ले पर अरब तो कदम उठ ही चुका था। 


घण्टे भर बाद रपट बढ़ी कि साहब फिर हमारी बारक में श्रा रहे हैं । 
सोचा, इस बार बदला लेने ही आ रहा हे। पर साहब भीतर आया तो मुल्करा 
रहा था | बोला--“तुम्हारे स्वास्थ्य की परीक्षा करना चाहता हूँ ।” 


डाक्टर के साथ एक जमादार रक्तचाप की परीत्षा का यंत्र लिये था| मुमे 
जिया दिया गया | खूब परीक्षा की गयी ओर रोज़ेयर साहब ने घोषणा कर दी 
कि मेरा रक्तचाप बहुत कम हे इसलिये मेरा बोखला उठना कोई विस्मय की 
बात नहीं | में क्या खाता-पीता हूँ ! मुझे भोजन ठीक से मिलता है या नहीं; 


जेल में ] १७५ 


बहुत लम्बी तहकीकात हुई । रोज़ेयर ने विज्ञ डाक्टर की हैसियत से समऋया-- 
“रक्तचाप नीचा होना कोई बहुत आशंका की बात तो नहीं, वेसे जाज पंचम 
की मृत्यु इसी रोग से हुई थी ।? खेर रोज की नोक-मोंक से छुट्टी मिली । 


बरेली जेल में चन्द्रसिंह गढ़वाली से परिचय हुआ | १६३० में पेशावर में 
जिस गढ़वाली पल्‍टन ने सरकारी हुक्म से जनता पर गोली चलाने से इन्कार 
कर दिया था, चन्द्रसिह उस पलटन में हवलदार थे | गोली चलाने का हुक्म 
मिलने पर इन्हों ने ही आगे बढ़कर आज्ञा का विरोध किया था | इनके साथ 
ही इनके एक ओर साथी भी थे। दोनों सज्ञन पांच-पांच, छुः-छः साल जेल 
में काट चुके थे ओर अब साधारण केदी अफसर बन गये थे ओर जेल के 
भीतर घूम फिर सकते थे । प्रायः ही मिलने आते रहते । उन दिनों वे 
देशसुधार के विचार से केदियों में आय समाज का प्रचार या कहट्टिये मिथ्या 
संस्कारों से मुक्त होने का प्रचार क्रिया करते थे। कांग्रेशी स्वराज्य की मांग का 
समथन तो करते ही थे | मेंने उन्हें अपने दल का या समाजवादी दृष्टिकोण 
समभाना शुरु किया । बात उन्हें ज॑चने भी लगी। वे मुझे “गुर! सम्बोधन 
करने तगे ओर में उन्हें “बड़े भाई !! बरेली जेल में उस समय चोरीचोरा 
केस के भी बंदी थे | चौरीचौरा की घटना निर्विवाद रूप से राजनेतिक थी 
परन्तु उन लोगों को बी० क्लास दिलाने का प्रयत्ञ कांग्रेस वालों ने कभी नहीं 
किया । वे लोग भी मुझ से मिलने या सम्पक स्थापित करने का प्रयत्न करते 
ही रहते थे । 


मेजर रोज़ेयर की बदली हो गयी ओर उनकी जगह आ गये मेजर मल्होत्रा | 
मेजर मल्होत्रा भले आदमी थे, कुछ गोखा किस्म के । स्वभाव से तो दयालु 
आर भावुक थे परन्तु रोब ओर अंग्रेज़ भक्ति दिखाने के लिये खामुखा सख्ती 
का दम्म करते रहते थे पर वह बहुत निबहता नहीं था | साधारणतः लोगों को 
दयालुता या सोजन्य का दम्भ करते देखा जाता है। यह भी एक अच्छा 
विद्र प था कि जेल के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट अपनी सजनता छिपा कर निदयता दिखाते 
थे। उन दिनों बरेली जेल में हेड जेलर एक एंग्लोइंडियन, विलियम्स था । 
बहुत कमीना श्रोर स्वभाव का चुगुलखोर । वह अंग्रेज़ गवनर या वायसराय 
को अपने सगे मामा से कम नहीं समझता था । प्रायः ही हम लोगों से पूछता, 
तुम्हारी श्रायु क्या है ? जन्म की तिथि कोन है १ ओर फिर बताता--“सम्राट 
एडवड अ्रष्टम की ओर मेरी जन्मतिथि एक ही है |” मानों लगभग उसी वंश 
का भी हो | मेजर मल्होत्रा को यह आशंका भी रहती होगी कि यह आदमी 


१७६ [ सिह्ावलोकन 


कहीं गुप्त रिपोट न कर दे कि वे क्रान्तिकारी राजने तिक बन्दियों से सहानुभूति 
रखते हैं इसलिये वे बेमतल्ब कुछ न कुछ नोक-भ्रोंक करते रहना आवश्यक 
समभते थे । 


जेल में विवाद्द 


एक दिन बारक बन्द हो जाने के बाद मेजर मल्होत्रा हमारी बारक की 
और चले आये | जेलर विलियम्स तो साथ नहीं था पर जेत्न के दो शरीर रक्षक 
जमादार ही साथ थे | अंग्रेज़ी में हाल-चाल पूछ कर पंजाबी में बोले--““यह 
तो बताओ मिस प्रकाशबती कपूर कोन है १ तुम जानते हो १” 


“कहिये, क्या बात है १?--मैंने उल्टे प्रश्न किया | 


बोले--““झभी किसी से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिस प्रकाशवती 
कपूर ने डिप्टी कमिश्नर की माफत दरखास्त दी द्दे कि वह तुम से जेल में ही 
विवाह करना चाहती हे |” कहते-कहते भावुकता में थ्रा गये---“में यह 
सोचता रहा कि तुम्हें तो अभी दस-ग्यारह साल जेल में रहना हे---भगवान 
करे तुम छूट जाओ तो श्रच्छा ही हे--पर इस लड़की का त्याग देखे। | त्याग 
श्रौर धर्म की ऐसी भावना हिन्दू नारी के अतिरिक्त संसार में कहों सम्मव नही 
हे। में मानता हूँ कि तुम भी असाधारण देशभक्त ओर बीर आदमी हो, 
तुम ने अपना जीवन देश के लिये बलिदान किया है, तुम्हारी गिरफ्तारी के 
समय में बड़े ध्यान से पत्रों में सब समाचार पढ़ता रहता था। में नेहरू परिवार 
के लोगों--“बविजयलकछुमी ओर श्यामकुमारी को भी जानता हूँ पर में सोचता हूँ 
इस लड़को को तुमसे शादी करने से मिलेगा क्या ! उसका ता यह अताधारण 
त्याग आदर्श है | हिन्दू धम और हिन्दुस्तान आज भी जो मर नहीं गया सो 
ऐसी ही देवियों के धर्म श्रोर आचारबल पर १ मुझे तो यही संतोष है कि 
मुझे ऐसी देवी के दर्शन करने का अवसर मिलेगा |” इस बात का में क्‍या 
उत्तर देता । 


अगले दिन डिप्टी कमिश्नर के यहाँ से आया सरकारी पत्र मुके दिखाया 
गया---“लाहोर निवासी मिस प्रकाशवती कपूर बरेली केन्द्रीय जेल में बन्द 
आतंकवादी केदी यशपाल से विवाह करना चाहती है| केदो यशपाल विवाद 
करना चाहता दे या नहीं १? मेंने लिख कर हामी भर ली और विवाह के 
लिये अगस्त को सात तारीख निश्चय द्वो गयी । 


प्रकाशवती (१६३५) 


जेल में ] १७७ 


कुछ दिन पहले रमेश गुप्त की बदली होकर बरेली श्रा गया था। उसे बढ़ा 
उत्साह हो रहा था कि भेया की शादी हो रही है| जेल में जो भी सुनता 
हेरान होता कि केदी की शादी हो रही हे | ऐसा अ्रभी तक देश की क्रिसी भी 
जेल में सुना भी नहीं गया था | कुछ का अनुमान था, शादी हो रही है तो 
कुछ दिन घर हो आने की छुट्टी भी मित्र सकेगी । 

विवाह के लिये निश्चित तारीख के दिन सुबह आठेक बजे दफ्तर से 
बुलावा आया | कारण तो पहले से ही मालूम था | जेल से मिले सफेद दुसूती 
के कोट, पेंट पहले से घुलाकर और स्त्री कराकर रखे हुए थे | उन्हें पहन कर 
चत्न दिया | शादी के लिये डिप्टी कमिश्नर की अदालत में जाना भा | दफ्तर 
में पहुँचने पर आ्रादेश मिला कि बेड़ियाँ पहन लूं। 

“क्यों !?”-.मेंने विस्मय प्रकट किया | 

“जेल के बाहर जा रहे हो । बेढ़ियाँ पहनाई जाती हैं ।”---उत्तर मिला । 

“पर में तो शादी के लिये जा रहा हूँ । बेड़ियाँ पहन कर शादी कराई 
जाती हे ! बेड़ियाँ पहन कर शादी के लिये में नहीं जाऊँगा । शादी हो या 
न द्टो [?? 

मुझे श्रदाल्नत में ले जाने के लिये सिपाही लेकर आया हुआ सबइन्स्पेक्टर 
मुझे बेड़ियाँ बिना पहनाये बाहर ले जाने की जोखिम उठाने के लिये तेयार 
नहीं था | 


जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट परेशानी में पड़ गये | उन्होंने पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट को 
फ़ोन किया कि तुम्हारे आदमी केदी को बेड़ियाँ पहनाये बिना ले जाने के 
लिये तेयार नहीं और केदी बेड़ियाँ पहन कर शादी कराने जाने के लिये 
तेयार नही | पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने भी मुझे बिना बेढ़ियाँ पहनाये जेल से 
बाहर ले जाने की जिम्मेवारी लेना स्वीकार नहीं किया। मेंने शादी के लिये 
बेड़ियाँ पहनने से क़तई इन्कार कर दिया। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने डिप्टी कमि- 
श्नर को टेल्लीफ़ोन कर कठिन परिस्थिति की सूचना दी । 

डिप्टी कमिश्नर मि० पेडले संकट में पढ़ गये । उनके पत्र के झाधार पर 
प्रकाशवती, मेरी माता ओर शादी के लिये दो ओर गवाहों को लेकर उनकी 
अदालत में पहुँची हुई थीं। डिप्टी कमिश्नर ने मेजर मल्दोत्रा को उत्तर दिया- 
“पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ओर केदी दोनों की ही बात ठीक है। मैं दुल्दन को 
लेकर जेल में आ रहा हूँ वहाँ ही विवाह होगा ।” 


१७८ [ सिहावलोकन 


ग्रवसरवश उस दिन बरेली में एक ओर संकट था| किसी कारण ताँगों, 
इकों को हड़ताल थी | शहर कांग्रेस के प्रधान संतर्सिहजी ने मेरी माता, प्रक/शत्रती 
आर उनके साथ आये हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेत के मेनेजर देवीप्रसाद जी शर्मा 
श्रोर श्रीकृष्ण सूरी को डिप्टी कमिश्नर की अ्रदालत में तो पहुँचा दिया था 
अब उन्हें जेल तक पहुँचाने की व्यवस्था क्या करते १ मि०पडले ने इसका भी 
उपाय किया | माता जी ओर प्रकाशब्रती को तो वे अपनी कार में ले आये । 
शमी जी ओर सूरी को मी किसी भद्र पुरुष की गाड़ी मिल्न गयी | प्रकाशबती 
औ्रौर माता जी के डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी में, उसके साथ ही आने से एक 
गलतफहमी पेदा हो गयी | यह बात जरा ठद्दर कर । 


मि० पेडले ने आज्ञा दी कि विवाह के अवसर के लिये जेल के दफ्तर 
की अदालत समझ लिया जाये | सिवित्ञ मेरेज या श्रदालती विवाह की कार- 
वाही शुरू हुईं | वर और वधू को जो जो प्रतिज्ञाएं, करनी पड़ती हैं, हम लोगों 
ने कीं। पुरोहित के रूप में डिप्टी कमिश्नर के पूछने पर प्रकाशवती ने अपने 
आपको सनातनधर्मों हिन्दू बता दिया परन्तु मैंने अपना धर्म बताया--- 
रेशनलिज़्म । हिन्दी में इस शब्द का अनुवाद बुद्धिवाद हो हूं। सकता है | 


मि० पेडले बोले--“यह नया इज़्म (बाद) तो कभी सुना नहीं | नास्तिक 
लिख दू' या बोद्ध लिख दू" ९? 

“नहीं जो में कहता हूँ वही लिखिये?---मेंने श्राग्रह किया । 

साइब ने चिढ़ कर वही लिख दिया ओर उन्हों ने अपनी अदालती फ़ीस 
सवा रुपया मांग ली। देवीप्रसाद शर्मा ओर सूरी ने प्रकाशवती की ओर से 
गवाही में हस्ताक्षर किये। मेरी ओर से गवाही में रमेशचन्द्र गुत ओर मेजर 
मल्होत्रा ने हस्ताक्षर किये | सूरी पांच-छुः सेर मिठाई भी ले आये थे, सो बांदी 
गयी | जो काम जेल्ञ में कभी नहीं हुआ था वह हो गया। विवाह की खुशी में 
मेजर मल्होत्रा ने मुझे माता जी, प्रकाशवती, शर्मा श्रोर सूरी के साथ एक घंटे 
तक बातचीत करने का अवसर दे दिया | उसके बाद वे लोग जेज्न फाटक के 
बाहर ओर में भीतर की ओर चला गया । 


विवाह के दूसरे-तीसरे दिन ही दूसरे हाते में रहने वाले सी० क्लास के 
राजनेतिक और चोरीचौरा के मामले के बन्दियों का एक पेंतित से लिखा पूरे 
ताव का गुप्त पत्र मिला | इस पत्र में उन्होंने अ्रपने एक क्रान्तिकारी नेता के 
नेतिक पतन पर शोक प्रकट कर क्रान्तिकारियों का नाम कलंकित न करने की 


जैल में ] १७६ 


अपील की थी । पत्र का श्रभिप्राय था कि मेंने जेल से मुक्ति पाने के लिये 
अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की लड़की से विवाह कर लिया है । बहुत से राजनेतिक 
केदी तो सी० क्लास में उम्र कैद काट रहे हैं। में तो बी० क्लास की सुविधाएँ 
पा रहा हूँ | क्‍या में इतना भी नहीं सह सकता ! इत्यादि इत्यदि । 

जेल के भिन्न-भिन्न भागों श्रीर हातों में घूमने वाले केदी जमादारों से 
सुना कि जेल मं श्रफ़वाह थी कि डिप्टी कमिश्नर साहब श्रपनी लड़की को साड़ी 
पहना कर मोटर में लाये ओर बी० क्लास वाले साहब से ( श्रर्थात्‌ मुझ से ) 
ब्याह कर गये | अरब साहब जेल से छूट जायँगे | साहब ओर सरकार में सुलह 
हो गयी | इस भ्रान्ति या कल्पना का कारण टाँगा-हड़ताल के कारण प्रकाशवती 
का डिप्टी कमिश्नर की मोटर में आना ही था । पंजाबी लड़कियों का रंग यों 
भी काफ़ी गोरा होता है | तिस पर ब्याह की तेयारी में कुछ पाउडर भी पोता 
ही होगा। वे अंग्रेज़ को बेटी समक ली गयीं । जेल में रोमांचकारी अफूत्रईं 
उड़ाने से केदियों को संतोष भी खूब मिलता है | जीवन में स्फूर्ति ओर वे चित्न्य 
अनुभव करने का यही तो एकमात्र साधन उनके हाथ में रहता है। पत्र लिखने 
वाले लोगों को भी जितनी भी सद्दी बात बतायी जा सकती थी, बताकर उनका 
भ्रम ओर आशंका दूर करने की चेष्ठ को । जेल में विवाह होना नयी बात 
थी । इसलिये सभी अखबारों ने 'स्टेट्समेन! आदि ने भी इस समाचार को 
महत्व देकर मांटे श्रक्षरों में प्रकाशित किया | 


जेल में विवाह हो जाने के समाचार से--चाहे वह खुष्क दफ्तरी ढंग से 
ही सम्पन्न हुआ हो--सरकार को दृष्टि में जेल के वातावरण की रुद्र गम्भीरता 
का आतंक टूट-सा गया | सचिवालय से जाँच-पड़ताल़ के कागज दोड़ने लगे 
कि यह नयी बात क्‍यों झ्ोर केसे हो गयी | मेजर मल्दोन्रा ने एक रोज़ बताया 
कि उनसे पूछ-ताछ होने पर उन्होंने निधड़क उत्तर दे दिया--““विवाद डिप्टी 
कमिश्नर की स्वीकृति ओर आज्ञा से हुआ । जेल के जिस मकान में विवाह- 
सम्पन्न हुआ वह उस समय डिप्टी कमिश्नर की ञआज्ञा से श्रदाल्षत में परिणित 
कर दिया गया था ओर जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट के नियन्त्रण में नहीं डिप्टी कमि- 
श्नर के नियन्त्रण में था। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट वहाँ दर्शक ओर गवाह की 
स्थिति में मोजूद था । जेल मेनुश्रल्न में केदियों के विवाह के सम्बन्ध में स्वी- 
कृति श्रथवा निषेध का कोई संकेत नहीं हे इसलिये जेल सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने निर्णय 
डिप्टी कमिश्नर के हाथ में छोड़ दिया था | इस विषय में जेल सुपरिन्टेन्डेन्ड 
का कोई उत्तरदायित्व नहीं |” 


१८० [ सिहावलोकन 


बात यहीं नहीं रह गयी । डिप्टी कमिश्नर पेडले से जवाब माँगा गया कि 
जेल में केदी के विवाह की स्वीकृ त उन्हों ने केसे दे दी । अँग्रेज़ अफ़सर 
आरतीय अफ़सरों की तरह दब्बू नहीं होते थे । पेडले का उत्तर था--विधान 
अथबा परम्परा में केदियों के विवाह या जेल में विवाह्द के सम्बन्ध में कहीं 
कोई निर्देश नहीं है । मिस प्रकाशवती ने विवाह के लिये दरखास्त दी, उस में 
कोई गेर कानूनी बात नहीं थी । उसकी इच्छा-पूर्ति में बाधा डालने का मेरे पास 
कोई कारण नहीं था इसलिये मेंने स्वीकृति देना ही उचित समझा । इतने पर 
भी बिवाह की प्रतिक्रिया में आरम्म हुई हलचल समाप्त नहीं हुई । 

कुछ मास बाद उत्तर प्रदेश को सरकार के तत्कालीन ग्रह-सदस्य ( होम- 
भेम्बर ) सर महाराजसिंद बरेली जेल का निरीक्षण करने आये । मुके भी उनके 
दर्शन का सौभाग्य हुआ । मेरा: परिचय पाकर बोले--“तुम्हें जेल में रखकर 
कोई न कोई मुसीबत होती ही रहनी चाहिये । जेल्ल में शादी करके तुम्हें क्‍या 
फायदा हो गया १ इमारे लिये एक समस्या ज़रूर खढ़ी कर दी ।” उन्हें उत्तर 
दिया--“आप स्वयं देख रहे हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ | में तो 
आ्राप की सरकार के पिंजरे में बन्द हूँ | जो कुछ हुआ आप की सरकार ओर 
अफ़सरों की अनुमति से हुश्रा । 

मदहाराजसिंह बोले--“हुआ यह कि हमें जेल मेनुअ्र॒ल में एक ओर धारा 
बढ़ानी पढ़ गयी कि जेल में केदियों का विवाह नहीं हो सकता |” 

में मुस्करा दिया--“चलिये एक ऐसी बात हो गई जो कभी नहीं हुई थी 
आर हो भी नहीं सकेगी ।” 

जेल में मेरे विवाह से उस समय चाहे कोई ल्ञाभ न हुआ हो यह घटना 
अंग्रेज़ी शासन की जाप्तेदारी का अच्छा उदाहरण बन गयी। 


नेनी जेल में समारोह 


१६३३ ओर १६३४ में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप 
में श्रोर अपने कुछ चुने हुए! सत्याग्रही साथियों को लेकर सत्याग्रह के शत्ष को 
खूब आजमाया | बम्बई में १६३४ अक्तूबर के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी 
ने अपनी नीति ओर अपने कार्यक्रम की असफलता का एक नया आध्यात्मिक 
कारण बता दिया । उन्हों ने कहा कि सत्याग्रह का आध्यात्मिक संदेश जनता 
तक प्रचार के आधुनिक, श्रपवित्र मशीनी साधनों द्वारा पहुँचने से निबल हो 
जाता है। कांग्रेस के नेता चुनावों की वेधानिक लड़ाई में ही विश्वास रखते 


जेल में ] श्र 


थे | चुनाव न लड़ कर अंग्रेज़ी सरकार से मोर्चा लेने पर आंदोलन का रूप 
अवेधानिक और गांधी जी की दृष्टि में हिंसात्मक हुए. बिना नहीं रह सकता 
था । आंदोलन को वेघानिक और अ्रद्विंसा की सीमाओं में सीमित रखने का 
, उपाय उसे चुनाव के क्षेत्र में ले आना ही था | गांधी जी श्रोर पटेल आदि 
कांग्रेत के नेताओं में एक समभकोता हुआ । गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता 
छोड़ दी | नेताओं ने अनुकूल अवसर आने पर गांधी जी को अपना डिक्टेटर 
बना कर आंदोलन चलाने का निश्चय किया । तब तक चुनावों की वेधानिक 
लड़ाई का ही कायक्रम रहा । १६३५ के नये कानून के अनुसार विधान सभाओं 
के ओर निर्वाचित मंत्रियों के अधिकार भी काफ़ी बढ़ा दिये गये थे परन्तु गवर्नरों 
ओर वायसराय को उनके काम में दख़ल देने का काफ़ी अवसर था | इस पर 
भी कांग्रेस ने चुनाव लड़े । जनमत कांग्रेस के साथ था | विधान समाश्रों में 
उनकी बहुत बढ़ी संख्या पहुँची । 


नये कानून ओर चुनाव के अनुसार मंत्री मंडल बनाने का अ्रवसर आया | 
कांग्रेस की यह मांग थी कि गवनंर और वायसराय इस बात का आश्वासन दें 
कि वे मंत्री मंडलों के कामों में कम से कम दखलन्दाजी करेंगे | जब तक यह 
आश्वासन न मिले कांग्रेसी मंत्री मंडल न बने परन्तु विधान सभा में कांग्रेस 
को मांगों की अवहेलना नहीं की जा सकती थी | वे जिस समय भी जिस एश्न 
पर चाहते सरकार के विरुद्ध अविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव पास कर ही 
सकते थे । उसका प्रभाव शासन ओर जेलों में व्यवस्था और व्यवहार पर भी 
पड़ा । क्रान्तिकारी केदियों की यह पुसनी मांग थी कि ऐसे सब बन्दियों को 
एक किसी जेल में एक साथ रखा जाये। १६३७ फरवरी या मार्च के दिन 
थे। एक दिन समाचार मिला कि मेरी और रमेशचन्द्र गुप्त की बदली नेनी 
केन्द्रीय जेल में हो रही है | वहां सभी क्रान्तिकारी बन्दियों को एक साथ 
रखा जायगा | 


हम दोनों नेनी के स्टेशन से पुलकते हुए, हृदय से नेनी जेल पहुँचे । 
क्रान्तिकारी दल के कई बड़े-बड़े नेताश्रों, शचीन्द्रनाथ सान्याल और जोगेशचन्द्र 
चेटजीं श्रादि के नाम हम लोगों ने सुने थे | मुलाकात का अवसर कभी नहीं 
आया था। उन्हें कभी देख न पाने पर भी उनके प्रति हम लागों में बहुत श्रद्धा 
थी । सशज्र क्रान्ति की प्रेरणा ओर उत्साह पाने में इन लोगों की कहा नियों ने 
हम्र.पर बहुत प्रभाव डाला था । सान्यात्ञ दादा की पुस्तक “बन्दी जीवन” तो 
हम लोगों के लिये आरम्भिक पाठ्य पुस्तक सी रही थी.। 


श्ट्र .[ सिह्दावलोकन 


एक खूब बड़े हाते में दो बड़ी बारके थीं | जिस समय रमेश ओर में इस 
हाते में पहुँचे, सब सुननान था। हमीं सबसे पहले झा पहुँचे थे | बाद में एक 
एक, दो-दो व्यक्ति एक-एक दो-दो दिन के अंतर से आने लगे ओर बारक 
भर गयी | शचीन्द्र सान्याल, जोगेश चेटजों, शचीन्द्र बख्शी, मन्मथ गुप्त, 
मुकुन्दीलाल ता काकोरी के मामले के थे इसके अ्रतिरिक्त सुविमलकुमार राय, 
शम्भुनाथ, रमेश गुप्त, बलराज और शिवराजतिंह आदि बाद के दूसरे मामलों 
के, राजेन्द्र निगम, काशीराम, ओर में हि०स०प्र ०स० के मामलों के बन्दी थे । 
इसके अतिरिक्त शिवर्सिह और कानपुर की मजदूर सभा का एक कायऊर्ता बैनजीं 
भी था | अच्छी खासी रोनक हो गयो | 


इस जमघट में अनेक श्रनुभवी लोग थे | जानते थे कि बहुत से राजने तिक 
या क्रान्तिकारी बन्दियों के एक साथ रहने से जहां श्रपनी संगठित शक्ति द्वारा 
जैज्ञ अधिकारियों का मुकाबला करने का अवसर रहता है वहां जरा-जरा सी 
बात पर आपसी स्पर्धा के फूट पड़ने की भी काफी आशंका रहती है। अपने 
समय को जहां तक सम्भव हों ठाली नहीं रहने देना चाहिये | संयुक्त अध्ययन 
की व्यवस्था को गयी ओर यह अनुशासन भी बना लिया गया कि हम में से 
कोई भी बन्दी जेल अधिकारियों से किसी भी किस्म का व्यक्तिगत सम्बन्ध न 
बनाये या व्यक्तिगत रूप से कोई मांग आदि न करे | सब बाते पूरी बारक की 
और से संयुक्त रूप से हों | बारक से एक त्योकसमेन या प्रवक्ता चुन लिया 
जाये | बारक के प्रवक्ता का काम सोंगा गया मुझे । किसी भी समाज के प्रवक्ता 
को थोढ़ी बहुत पंचायत भी करनी हो पड़ेगी । ऐसे सब महारथियों के समुदाय 
की पंचायत ओर प्रवक्तापन निबाहना विनोद-मात्र तो हो नहीं सकता था | उसे 
उनहीं के सहयोग से ही नित्राह्द जा सकता था | 


मुझसे कहीं अधिक अनुभवी साथियों के बारक में रहते यह अहंकार कर 
लेने का कोई आधार नहीं था कि में सब से विज्ञ अथवा बुद्धिमान हूँ इसलिये 
मुझे प्रवक्ता मान लिया गया है | यह सब्र विशेष परिस्थितियों के ही कारण 
था | सानन्‍्याल् दादा बंगाल के अनुशीलन क्रान्तिकारी दज्ष के प्रतिनिधि थे 
झोर जोगेश दादा युगान्तर क्रान्तिकारी दत्ञ के। इन दोनों दलों की प्रति- 
इन्द्विता प्रख्यात रही है। उसका प्रभाव इन दोनों नेताश्रों के व्यक्तिगत भावों 
झोर व्यवहार में भी आ हो गया था । इसके श्रतिरिक्त दाशनिक और राज- 
नेतिक आदर्शो का भेद भी था । 


जैल में ] श्धरे 

सान्याल दादा आध्यात्मवादी आदर्शा' में विश्वास रखते थे। उनसझ्ले 
आध्यात्मवाद का गांधीवाद के स्थूल ओर भक्तिवादी आध्यात्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं था | वे श्ररविन्द के अनुयायी थे | उसी विचारधारा के आधार पर वे 
भारत के लिये आध्यात्म-निर्दे शित प्रजातन्त्र शासन की कल्पना करते थे । जोगेश 
दादा का आदश्श कुछ तो पहले ही से, कुछ जेल के स्वाध्याय और मनन से 
माक्सवादी हो चुका था । शेष लोगों में ओर कोई भी ग्आाध्यात्मवाद या आदशे- 
वाद में आस्था रखने वाल्ला नहीं रहा था। हम लोग के एक साथ रहने पर 
विचारों ओर सिद्धान्तों के विल्ोडन ओर छानबीन का खूब अवसर आता ओर 
नयी-नयी पुस्तक पढ़ने की प्रद्ृत्ति मी होती । इम लोग साहित्यिक दृष्टिकोण 
से भी गोष्ठियाँ ओर विचार परिवतन करते रहते थे। साथियों के अनुरोध पर 
यहाँ मेंने फतेहगढ़ जेल में लिखी अपनी कुछ कहानियाँ सुनाई | सान्यात्ञ दादा, 
जोगेश दाद।, बख्शी ओर मन्मथ आदि ने उनकी जो प्रशंसा की उससे मेरा 
उत्साह ओर आत्म-विश्वास खूब बढ़ा । फतेहगढ़ जेल में भी में ओर मन्मथ 
साहित्यिक चर्चा किया करते थे। मन्मथ तब भी बंगला में कविता, कहानी 
आदि लिखते रहते थे ओर में हिन्दी में । एक बार मन्मथ का ध्यान मेंने 
अनातोल फ्रांस की एक पुस्तक से एक बहुत ही सुन्दर पेरे की ओर आकर्षित 
किया । पुस्तक फ्रेंच में थी । मन्मथ ने शेली ओर विषय-वस्तु की बहुत सराहना 
कर कहा--'“इससे अच्छा लिखा ही नहीं जा सकता ।” 


मेंने सुझाव दिया--“पर इसी भाव को हिन्दी या ब॑गत्ञा में ऐसे ही लिखा 
जा सकना चाहिये |? मन्मथ ने चुनोती दे दी--““असम्भव | श्रनुवाद इतना 
अ्रच्छा कभी हो ही नहीं सकेगा । अनुवाद तो अ्रनुवाद |” 


में चुपचाप उस अंश का अनुवाद करने लगा | कुछ समय बाद मन्मथ 
से अनुरोध किया--““मोौत्तिक फ्रेंच से बह पेरा एक बार फिर॑ पढ़ो | मेरा किया 
अनुवाद भी देखो। त्रुटि कहाँ हे, फिर यत्न किया जाये |?? मन्मथ ने परीक्षक 
की उत्सुकता से मोलिक ओर अनुवाद को कई बार पढ़ा ओर फिर बहुत स्पष्टता 
से कहा-- “में मानता हूँ अनुवाद मोलिक से भी श्रधिक सरस हो गया है ।” 
इस तरह की बातों से अभ्यास ओर आत्म-विश्वांस बढ़ता रहता था। 


चुनावों में कांग्रेस की भारी सफलता के बाद कांग्रेस के मन्त्री पद स्वीकार 
कर लेने को सम्भावना को ध्यान में रख कर निक्रट भविष्य में हम लोगों के 
जेल से छूट जाने की कल्पना अब दुराशामात्र नहीं कही जा सकती थी | उस 
समय हम सभी लोगों का विचार था कि जेल से छूट कर हम लीग फिर अपने 


श्धड [ सिहावलोकन 


लक्ष्य की प्राप्ति के लिये काम करेंगे इसलिये हम लोगों के इकट्ठ हो जाने 
पर लक्ष्य के स्पष्टीकरण का प्रश्न उठता ही था | काकोरी के साथियों की गिर- 
फ्तारी के बाद फिर से दल का संगठन करते समय भगतर्सिद्द ओर दल के 
तत्कालीन नेताशओ्रों ने दल के नाम में समाजवादी शब्द जोड़ दिया था, वह 
निष्प्रयोजन तो था नहीं । नेनी सेन्ट्रल जेल में इकद्द हुए. सब साथियों में से 
केवल सान्याल दादा को ह्टी यदद नया शब्द जोड़ा जाना बहुत उपयोगी नहीं 
जान पड़ता था | सान्याल् दादा को भी समाजवाद की भावना से या समाज- 
वाद के सामाजिक ओर आर्थिक पक्त से विरोध नहीं था | उन्हें विरोध था 
केवल समाजवादी दशन के नितान्त भौतिक आधार से । वे भारत के आध्या- 
त्मनिष्ठ समाजवाद का प्रतिपा दन चाहते थे। शेष साथियों की समझकत में ऐसा 
समाजवाद इतिहास द्वारा अ्रप्रमाणित केवल कल्पना-मात्र था । वे देश के लिये 
समाजवादी व्यवस्था की कल्पना माक्तवाद ओर दइन्द्वात्मक भौतिकवाद के 
आधार पर ही कर सकते थे | आरम्म में हमने समाजवाद के परिणामों को 
अपना लक्ष्य स्वीकार किया था बाद में हम उसके आ्रार्थिक ओर दाशनिक पत्त 
के समीप आते गये | देश के क्रान्तिकारी लोगों की, विशेषकर हिन्दुस्तान 
समाजवादी प्रजातन्त्र संघ की यही सामूहिक प्रवृत्ति थी | इसका बहुत ठोस 
प्रमाण था अंदमान द्वीप की जेल में अधिकांश क्रान्तिकारियों का सामूहिक 
रूप से कम्युनिस्ट पार्टी में भरती हो जाना । 


नेनी में हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम बना लिया था कि सुबह नाश्ता करने 
के बाद सामूहिक (क्लास लगाकर) अध्ययन करने के लिये बेठ जाते । जोगेश 
दादा इस अध्ययन में बहुत उत्साह से सहयोग देते थे। दोपहर में खाना खाने 
की छुट्टी होती ओर तीन बजे फिर मई को तपती दोपहरी में चाय पीकर पढ़ाई 
के लिये बेठ जाते | संध्या समय बालीबाल या बेडमिंटन खेल्ल कर व्यायाम 
करते । रात में अ्रपनी-अपनी पढ़ाई करते रहते | अर्थात्‌ दिन में अथंशाश्र, 
दर्शन, राजनीति ओर रात में साहित्य । साथी शिवसिंह की मोजूदगी से इस 
अध्ययन का क्रम निश्चित करने में विशेष सहायता मिल्ञती थी | यद्यपि शिव- 
सिंह का क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध नहीं था परन्तु उसका जीवन अ्रद्ध त श्रनु- 
भवों की श्टछ्लुज्ला थी । जवानी की पहली उमंग में सिख धर्म का प्रचार करने 
के लिये वह बमों पहुँचा । बर्मा से सिंगापुर, मलाया, होता हुआ आस्ट लिया 
चला गया, आस्ट लिया से अमेरिका। श्रमेरिका में कम्युनिज़्म की ओर प्रवृत्ति 
हो गयी | वहाँ से स्पेन, फ्रांत ओर जमनी द्वोता हुआ रूस पहुँच गया | रूछ 


जेल में ] श्ध्प 


में उसने दो वर्ष तक नियमित रुप से अध्ययन किया | कुछ दिन मजदूर की 
तरह निर्वाह भी किया और फिर ट्की, ईरान श्रादि का चक्कर लगाता हुआ 
देश में ज्ञोट आया | हम लोग बिना गुरु या निर्देशक के एकलव्य की भाँति 
या माक्‍से के चित्र को ही गुद मानकर अययन करते रहते तो हमारे लिये 
अध्ययन उतना सुलम न होता | 

स्वाध्याय की हमारी इन बेठकों में सभी लोग अ्निवाय रूप से भाग लेते 
हों ऐसा नियम नहीं था । सान्‍्यात्ञ दादा तो इस अध्ययन को ही गलत राह 
पर समभते थे या यह उनके लिये अ्रनावश्यक था | कुछ साथी अ्रंग्रेज़ी का या 
स्कूल कालिज की शिक्षा का आधार न होने से भाग नहीं ले पाते थे । एक- 
आध को इसमें रुचि दी नहीं थी । उदाहरणतः बनारस के सुविमज्ञकुमार 
राय । गय ने बारक के भोजन का प्रबन्ध अपने जिम्मे ले लिया था। थांड़ा 
सा कच्चा मांस महीन-मह्दीन काट कर हाथ में ले अपनी खाट पर लेट जाते। 
मांस के टुकड़े इधर-उधर फेक-फेंक कर तीन चार बिल्लियों को लड़ा-लड़ा कर 
विनोद करते रहते । वे पढ़ते थे केवल '“स्टेटसमेन? | बारक में पत्र आते ही 
यदि सब से पहले उन्हें न मिलता तो वे कातर हो जाते | स्टेटसमन मे भी एक 
ही बात देखना श्रावश्यक समभते थे, रेलवे टाइम टेबल में कोई परिवतन हुआा 
है या नहीं ? यह अभ्यास कई वष से चल्ल रहा था | उनका कहना था कि 
क्या मालूम किसी संयोग से कब छूट जाय॑ । ऐसी हालत में रेल का टाइम 
मालूम न होने से बनारस की पहली गाड़ी छूट जा सकती थी | 


राय स्पष्ट कहते थे कि राजनीति या क्रान्ति के प्रयत्न से उनका कोई सम्बंध 
नहीं था | उनके श्रनजाने में उनकी बहिन क्रान्तिकारियों को सहयोग ओर 
सहायता दे रही थीं। एक दिन उसने एक बम ल्ञाकर घर में रख लिया था। 
धम का विस्फोट हो गया | बहिन गिरफ्तार हों थाने में जायगी, पारिवारिक 
अपमान की आशंका राय बाबू के सामने श्रा गयी | उपाय सोचा वे स्वयं फरार 
हो जायें तो पुलिस उन्हें ही ढंंढ़ती फिरेगी | बहिन पर सन्देह हीं नहीं होगा । 
ऐसा ही किया भी | परन्तु अगले ही दिन परास्त हो गये और जाकर पुत्तिस 
के हाथ आत्म-समपंण कर दिया | उन्हें फरारी में सबसे बढ़ी कठिनाई यह पेश 
आयी कि पाखाने कहाँ जाय ! बेचारे बंगाली भद्र॒ल्लोक थे | अपने घर या शहर 
में रहने वाले सम्बनन्धियों के घर क अतिरिक्त देहात या ज॑ंगल में कभी रहे 
नहीं थे | खेतों में या उजाढ़ में जहाँ जाकर बैठते घास चुमने लगती । पहली 
बार तो एक पेढ़ की डाल पर संकट से निषृत्ति पायी | पर उसमें भी ढर लगता 


१८६ सिंहावज्ञोकन 


था | सो हवालात की सुरक्षा में जा बेठे परन्तु भद्रलोक परिवार की महिला की 
इज्ज़त पर आँच न आने दी | स्वयं सात वर्ष की जेल का दंड सह लिया । इसे 
भीरुता कहा जाय या साइस १ हम लोग जितना मूल्य देश ओर मानवता के प्रति 
कत्तव्य की भावना से चुका रहे थे, सुविमल बाबू उतना ह्वी भद्र परिवार की 
लड़की के बेपर्दा न होने देने के लिये चुका रहे थे ओर उन्हीं दिनों देश के 
बड़े से बड़े नेता ( पं०जवाहरलाल नेहरू ) की बहन ओर पत्नी डंके को चोट 
जेल जा रही थीं। भिन्न-भिन्न लोगों के लिये सम्मान की धारणाएँं. भी कितनी 
परर्पर-विरोधी होती हैं | | 


रिहाई के मार्ग में अड़चने 


१६३७ जुलाई मास में गबनरों और वायसराय से, कम से कम हस्तक्षेप 
किया जाने का आश्वासन पा कर, ग्यारह प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने 
सरकार की बागडोर सम्माल ली । कांग्रेस ने चुनाव में बोट मांगने के लिये जो 
घोषणापत्न निकाला था उसमें बिना किसी भेद के सभी राजनेतिक बन्दियों की 
रिहाई की प्रतिज्ञा मी थी | कांग्रेसी आन्दोलन के सब केदी तो रिद्दा हो गये 
थे इसलिये जेल से मुक्ति की आशा के प्रभात का कुह्दासा क्षितिज पर दिखाई 
देने लगा | ठीक इसी समय दो साथियों के सिर शहीद बनने की इच्छा चढ़ 
बेठी | उन्होने ऐलान किया कि वे सब साथियों की मुक्ति के लिये आमरण 
अनशन करना चाहते हैं। प्रायः सभी साथियों को यह काम उचित नहीं ज॑ंच 
रहा था | ऐसे समय बारक के प्रवक्ता की स्थिति कठिन हो गयी | यह कष्ट 
देना कि श्रनशन करने वाले दो साथियों से हमें कोई मतलब नहीं उचित नहीं 
था और उनके साथ सहानुभूति प्रकट करना ओर भी अनुचित । एक श्रोर 
संकट, उस समय नेनी जेल में सुपरिन्टेन्डेन्ट मंडारी था | भंडारी हमारी किसी 
भी भूल से लाभ उठा कर नयी सरकार से शाबाशी पा लेने के लिये अवसर की 
खोज में था। सरकार या विधान सभा के श्रनेक सदस्यों से क्रान्तिका रियों के 
व्यक्तिगत परिचय होने के कारण स्थिति अधिक खराब नहीं हो सकी । 


काकोरी फे मामले के रामकृष्णु खन्नी सज़ा पूरी कर कुछ दिन पहले रिहा 
हो चुके थे। वे इस अवसर पर शेष क्रान्तिकारी केदियों की रिद्दाई के लिये 
मन्त्रियों के चारों ओर घूमते रहते थे | खत्री जेल में आकर हमें भी आश्वा- 
सन दे जाते। वे नये कांग्रेसी राज के परिवतंनों की बातें सुनाते । सचिवालय 
आर विधान सभा पर गांधी टोपी ओर खद्दर के कपड़ों का नया-नया प्रभुत्व 


जेल में ] श्प्७ 


कायम हुआ था| पहरे पर नियुक्त पुराने गोरे श्रोर एंग्लोइंडियन सार्जेन्ट मंत्रियों 
तथा नेताओं के चेहरे पहचान नहीं पाते थे | खत्री ने बताया कि उनके मंत्रियों 
से मिलने के लिये विधान समा या सचिवालय में जाने पर गोरा सार्जेन्ट एड़ी 
से एड़ी ठोक कर उन्हें फट्ट से सलूट मारता है| यह सुन कर हमारे कई नव- 
युवक साथियों को रोमांच हो आया | अब ओर क्‍या चाहिये था १ 


लगभग अ्रगस्त का महीना था | बड़े साहब से लेकर अदना वाड्डर तक 
अपनी वर्दी के बटन मांज कर वुरुसत हो गया । जेल में कंपकंपी-सी छायी 
थी---मुख्य-मन्त्री आ रहे हैं | हम लोग ऐसे निर्श्चित ओर प्रसन्न थे मानों 
अपने बाप ही मिलने आ रहे हों। जेल के वा्डरों ओर सचिवालय के अ्रद- 
लियों की रक्षा में मुख्यमन्त्री पं० गोविन्दवल्लम जी पन्‍्त, श्री वेकटेशनारायण 
जी तिवारी के साथ आये | पहले वाली बात नहीं थी कि केदी और आला 
अ्रफ़ार के बीच दस कदम का फासला रहना ही चाहिये ओर बीच में वाडंर, 
अदली ओर जेल के श्रफ़सर मौजूद रहें | हम से बुत की तरह निश्चल और 
सीधे खड़े रहने की आशा को जाती | पन्‍त जी शरीर रक्षकों की आड़ से आगे 
बढ़ कर हम लोगों की पीठों पर हवथ रख-रख कर मिले, द्वालचाल पूछा | बड़े 
साहब, छोटे साहब ओर जेल के पूरे अमले को हवाते से बाहर हठा दिया गया। 
पन्‍त जी और तिवारी जी हम लोगों के बीच रह गये | जेल के इतिहास में 
यह नयी अनहोनी बात थी। 


पन्‍त जी ने इम लोगों को श्रासपास बुलाकर ओर बीच में बैठकर बात 
शुरू की। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही--“कांग्रेस अपने चुनाव के प्रतिज्ञापत्र में 
ही सब राजनेतिक बन्दियों को रिहा कर देने की नीति को घोषणा कर चुकी 
है | श्राप लोग भी जेल में नहीं रहेंगे, यह तो निश्चय ही है। लेकिन सत्याग्रद्दी 
अहिंसात्मक बन्दियों श्रोर शत्र ओर हिंसा का प्रयोग करने के लिये अ्रभियुक्र 
बन्दियों में अ्रन्तर रखा जाता रहा है | हमें तो पूरा विश्वास है कि बदली हुई 
परिस्थितियों में श्राप लोग हिसा में विश्वास नहीं रखते | आप लोगों की 
रिहाई के लिये कोई शर्त नहीं रखी जा रही है । श्राप से कुछ लिख कर देने 
के लिये भी नहीं कद्दा जा रहा | आप हमारे अपने ही हैं | हम से कोई बात 
कहने में भी आपके स्वाभिमान का प्रश्न नहीं है | यदि श्राप हम से कह दें 
कि अब आप का विश्वास हिंसा में नहीं हे तो गवनेर से आपकी रिहाई की 
बात करते समय हम अधिकार ओर बल से कह सकते हैं कि आपका विश्वास 


श्द्प [ सिहावज्ञोकन 


हिंसा में नहीं है। श्राप लोगों को जेल में रखने का कोई कारण नहीं है ।” 
ग्रादि आदि । 


हम ल्ञोग पन्‍त जी की बात सुन कर श्रभी चुप ही थे कि सान्याल दादा ने 
स्वाभाविक ढंग से बेंठे-बेंठे ही उत्तर दे दिया--““हिंसा तो हमारा ध्येय कभी 
भी नहीं था। आप के सामने हमारे यह कह देने से कि मौजूदा परित्थितियों 
में हिंसा में हमारा विश्वास नहीं है, यदि आपके हाथ मजबूत होते हैं तो हमें 
क्या आपत्ति हो सकती है ?” पन्‍त जी ने भी सान्याल दादा की बात पर संतोष 
प्रकट किया | अपने साथियों के चेहरों पर भी संतोष ही दिखाई दे रहा था। 
परन्तु मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था | 


खड़े होकर मेंने दो शब्द कहने की आज्ञा मांगी और निवेदन किया -- 
08% आपने राजनेतिक बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में कांग्रेसी सरकार की 
नीति के विषय में जो बात कही है उस पर हमें पूरा विश्वात है। आपके सामने 
कोई भी बात स्पष्ट रूप से कह देने में भी हमें कोई संकोच नहीं है। परन्तु 
किसी भी बात का श्रमिप्राय स्थिति ओर समय के श्रनुसार हो जाता है। आप 
हम पर कोई शत नहीं लगा रहे परन्तु जब हम अपनी रिहाई के सवाल पर कोई 
बात कहते हैं तो उस बात ओर रिहाई में कार्य-कारणु सम्बन्ध हो ही. जायगा | 
यदि इम आज कहें कि बदली हुई परिस्थितियों में हिंसा में हमारा विश्वास 
नहीं रहा तो इसका श्रर्थ हो जाता है कि पहले हमारा विश्वास हिंसा में था| 
वास्तव में हिंसा तो हमारा ध्येय कभी मी नहीं था | हम यह भी कहना नहीं 
चाहते कि हमें रिह्द कर दिया जाये | हम आप से कोई माँग कर के आपको 
परेशानी में नहीं डालना चाहते | यदि आपकी नीति ऐसी है और यह जनता 
की मांग है तो रिह् कर दीजिये | वर्ना देश का जो भला होगा हमें उसी से 
संतोष हो जायगा | आज अपनी रिहाई के प्रश्न पर हम जो कुछ कहेंगे उसका 
सम्बन्ध प्राथना या शर्ते के रूप में रिहाई से हो ही जायगा। हम लोगों ने अब 
तक जेसे आत्म-सम्मान निब्राह्य है इम आशा करते हैं श्राप भी चाहेंगे कि वह 
निबहता रहे | इस अवसर पर ह_म से यह कहने की आ्राशा करना कि “हमें अन्न 
हिंसा में विश्वास नहीं रहा! असंगत है | हमें जो कुछ कहन। था पहले कई बार 
कह चुके हैं। हमें सब प्रश्नों पर देश की जनता का निर्णय म॑जूर है ।” अ्रन्त 
में मेने यह भी कह दिया--“में यह बात बारक में रहने वाले साथियों द्वारा 
“नियत प्रवक्ता के रूप में सबकी ओर से कह रहा हूँ | परन्तु इस प्रश्न पर संयुक्त 


जेल में ] श्प््ह 


रूप से विचार करने का हमें कोई अवसर नहीं मित्ना इसलिये यदि साथी मुझ 
से सहमत न हों तो अपना विचार प्रकट कर सकते हैं ।?” 


मरे बेंठ जाने पर सन्नाटा ही रद्दा । केवल जोगेश दादा ने खड़े होकर दो 
शब्द कहे--“साथी यशपाल ने जो कुछ कहा है में उसका समथन करता हूँ।” 
दूसरे साथियों का भी भाव उनके चेहरों से स्पष्ट था | सान्‍्याल दादा ने भी 
समर्थन किया-...“हां ठीक है ।” 


पन्‍त जी ने सिर हिला कर आश्वासन दिया--““बात तो ठीक है, शहद कोई 
शर्त नहीं हे | हमें जो करना है, हम करेंगे ही ।” 


इसके बाद वेकटेशनारायण जी _ममें से एक एक को लेकर कुछ देर टह- 
सते रहे | मुझ से भी बात की कि यह तो केवल टेकनीकल यानि ओपचा रिक 
बात है| मेरा आग्रह था कि लक्ष्य के बारे में मतभेद तो कुछ है नहीं | प्रश्न 
तो यही हे कि रूप क्‍या हो, सामने क्या आये | सामने-तो ढंग या बस्तु का 
आओपचारिक रूप ही आता है। 


उपरोक्त घटना के बाद तीन सप्ताह या एक मास बीते होंगे, रामकृष्ण खत्नी 
हम लोगों से मित्नने श्राये | उन्होंने बताया कि हम लोगों की जेल से मुक्ति 
की आशा हो गयी है । नेनी सेन्ट्रल जेल में श्राज्ञा के पहुँचने में दो-तीन दिन 
लग सकते हैं, टीक तारीख बताना कठिन है । उनका अ्रनुरोध था कि जेल से 
छोड़ दिये जाने पर हम लोग मन चाहे जहाँ-तहाँ या अपने-अपने घर न भाग 
जाय॑ | सब लोग कांग्रेस के दफ्तर स्वराज्य भवन में इकद्ठ हों ताकि क्रान्ति- 
कारी बन्दियों की मुक्ति पर उनका उचित आदर किया जा सके, उनका जुल्लूम 
निकाला जा सके | यह प्रस्ताव प्रायः सभी को अच्छा लगा परन्तु मेंने इस 
बन्धन से छूट चाही। निवेदन किया - “भाई ये जुलूस-बलूस अपनी प्रकृति 
और स्वभाव के अनुकूल नहीं है |”? 

रामकृष्ण खन्री ने डॉट दिया-- “नहीं नहीं, यह व्यक्तिगत मामला नहीं 
है| क्रान्तिकारियों का सामूहिक प्रश्न हे। हम लोगों के विरुद्ध समय-समय पर 
ग़लत प्रचार किया गया है। जब सान्याल दादा, जोगेश दादा ओर दूसरे साथी 
जनता के सामने अपने विचार प्रकट कर गे तो लोगों को पता लगेगा कि हम 
तोग क्‍या हैं [?! 


में खन्नी से सहमत नहीं हो सका । फिर भी आग्रह किया--“देखो भाई, 
हम छूट रहे हैं परित्थितियों के कारण । मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता कि 


१६० [ सिहावलोकन 


हमने संग्राम में विजय प्राप्त कर ली हो इसलिये विजेता को भाँति अपना 
जुलूस निकलवाने में संकोच होता है | यह कांग्रेस की विजय है | हम कांग्रेसी 
नीति के कारण छोड़े जा रहे हैं। हमारे लक्ष्य तो पूरे हुए नहीं हैं | ख़्याल है, 
हमें तो अपने लक्ष्यों के लिये प्रयत्न जारी रखना ही पड़ेगा ।”! 


जोगेश दादा ने भी मेरी बात का समथन किया ओर जुलूस-बलूस में 
शामिल होने के लिये अनिच्छा प्रकट कर दी। खन्नी ने यह निश्चय किया कि 
छुटने कर सब लोग स्वराज्य भवन में एकत्र तो जरुर हों फिर उचित-श्रनु चित 
देख लिया जायगा | 

एक बार फिर हमारे हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र संघ के, लक्ष्यों के 
पूरा हो जाने या न हो जाने का प्रसंग आरा गया है। यह प्रश्न भी असंगत नहीं 
है कि हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो गये तो हि०स०प्र०स० समाप्त क्‍यों हो गया 
ओर समाप्त नहीं हो। गया तो उसका हुआ क्या १ संस्था ओर संगठन के रूप में 
वह कायम क्‍यों नही रहा । 


हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र संघ के लक्ष्य सूत्र रूप में तो समाजवादी 
शब्द से प्रकट हो जाते हैं। इस संस्था ने अपने घोषणापत्र “बम का दश्शन! में 
अपना लक्ष्य यों स्पष्ट किया था--““'''क्रान्ति से इमारा अ्रभिप्राय केवल जनता 
श्रोर विदेशी सरकार में संघ ही नहीं है । हमारी क्रान्ति का लक्ष्य एक नवीन 
न्यायपूर्ण व्यवस्था है। इस क्रान्ति का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके श्रेणी- 
हीन समाज की स्थापना करना ओर विदेशी ओर देशी शोषण से जनता को मुक्त 
करके आत्म-निणुय द्वारा जीवन का अवसर देना.है । इसका उपाय शोषकों के 
हाथ से शासन-शक्ति लेकर मज़दूर श्रेणी के शासन की स्थापना ही है।” जहाँ 
तक विदेशी शासन से मुक्ति का प्रश्न था, लक्ष्य पूरा हो गया परन्तु हमारा श्रणी- 
हीन समाज का लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ । हमारे लक्ष्य युक्तिसंगत थे या नहीं, 
इस विषय में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि १६५४ की मद्रास कांग्रेस में 
पं>जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के वही लक्ष्य बताये हैं जिनकी दहि०स०»प्र०स० 
ने १६३० या उससे पूर्व घोषणा की थी । यह लक्ष्य अभी तक पूरे न होने पर 
हि०्स०प्र०स ० संस्था के रूप में वित्नीन क्यों ह्दो गया १ 
मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर हिं०स०प्र »स०» के संक्षिप्त से इतिहास 
में ही समाहित है । क्रान्ति भावनाओ्रों के विक्रास की प्रक्रिया का परिणाम 
होता है । हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ ने अपने विकास के परिणाम में हिन्दुस्तान 


जेल में श्६१ 


समाजवादी प्रजात॑त्र संध का रूप ले लिया था परन्तु विकास का क्रम बन्द 
तो हो नहीं जाना चाहिये था | जेल में बन्द साथियों को जब अध्ययन श्रोर 
विचार का अवसर मिला ओर उन्हों ने अनुभव किया कि उनके लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिये अधिक व्यापक और उनकी अ्रपेज्ञा अधिक विक्रसित श्रोर 
वैज्ञानिक ढंग से चलने वाले संगठन का विकास कम्यूनिस्ट पार्टी के रूप में हो 
चुका है; अन्दमान में उन्हों ने अपने आप को सामूहिक रूप से कम्यूनिस्ट 
पार्टी में खपा दिया था | मेरे विचार में इन साथियों का अपनी संस्था ओर 
संगठन के अस्तित्व का मोह न कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अधिक व्यापक 
संस्था में अपने आपको खपा देना उनकी निबंलता ओर पराज़य नहीं थी बल्कि 
अपने व्यक्तिगत ओर स्गमूहिक अहंकार को लक्ष्य के लिये निद्धावर कर 
देना था | 


इस प्रसंग में मेरी रिहाई के बाद की एक घटना श्रनुपयुक्त नहीं होगी । 
मुझे काफ़ी खराब बीमारी की हालत के बाद १६३८ माचे में जेल से छोड़ा 
गया था । छूटते ही अढ़तालीस घंटे के भीतर भुवाली सेनीटोरियम पहुँच जाने 
की भी आज्ञा थी | वहाँ से श्रगस्त में लोटकर आया। रिहाई के बाद हम लोगों 
के अधिकांश साथी निर्वाह की चिता में ओर राजन तिक परिस्थितियों के प्रभाव 
से श्रपने आपको जहाँ-तहाँ खपा बेठे थे परन्तु जोगेश दादा तब भी अपना 
जीवन जनता की मुक्ति के संघर्ष में अपने ढंग से लगाने की बात पर अड़े हुए 
थे। अब भी वेसा ही कर रहे हैं। जेल के परिचय से उन्हें मुझ पर काफ़ी 
विश्वास था कि में भी इसी मार्ग पर डट सकेगा । सितम्बर में वे मिलने आये 
आर प्रश्न सामने रखा, अ्रब हम लोगों का अर्थात हि०्स०»प्र०्स० का क्‍या 
कदम होना चाहिये !? 

मेंने हि०स०प्र ०स० के लक्ष्यों की चर्चा करके पूछा--“कम्युनिस्ट पार्टी 
के लक्ष्यों ओर हमारे लक्ष्यों में क्या अन्तर है ?” 

जोगेश दादा को भेद कोई नज़र नहीं आ्राया । उन्होंने प्रश्न से ही उत्तर 


दिया--“तो क्या हम अपने अस्तित्व को बिलकुल खो दें; उसे मटियामेट 
कर दें ९” 


मेरा उत्तर था कि संस्था या संगठन के रूप में केवल अ्रपना श्रस्तित्व 
बनाये रखने के लिये ही ए+ प्रतिद्वन्द्दी संस्था बनाये रखने के लिये यत्ञ करते 
रहना में उचित नहीं समझता | उस क्षण के बाद से जोगेश दादा का मेरे 


श्ध्र [ सिह्ावलोकन 


प्रति भरोसा समाप्त हो गया | उसके बाद से जोगेश दादा ने रेबोल्यूशनरी 
सोशलिस्ट पार्टी का संगठन कर लिया । उनके लक्ष्यों ओर कम्युनिस्ट पार्टी के 
लक्ष्यों में अंतर कोई नहीं | भझंडा भी वे हंसिये हथोड़े का ही रखते हैं पर 
उनका संस्थात्मक अ्रस्तित्व प्रथक हे। सम्भव है वे समभते हों कि कम्युनिध्ट 
पार्टी की नीति विदेशी प्रभाव से निश्चित होती है ओर उनको पार्टी स्वतंत्र 
भारतीय कम्युनिज्म को पोषक दे । विचारों की समता के नाते भारतीय कम्यु- 
निस्टों का कम्युनिस्ट देशों से सहानुभूति रखना ओर उनके अनुभत्र से लाभ 
उठाने को इच्छा रखना एक बात हे | ऐसा तो किसी कम्युनिस्ट को कहते नहीं 
सुना कि वे भारत का भाग्य किसी अन्य कम्युनिस्ट देश को सॉंप देने के लिये 
तेयार हैं । 


मेरे अधिकांश पाठकों और वैसे भी बहुत से लोगो का श्रनुमान रहा हे 
कि में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर हूँ | यह मालूम होने पर कि में 
मम्बर नहीं हूँ, कुछ लोगों को विस्मय भी होता है। १६४६ फरवरी में कम्यु- 
निस्टां की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के समय पुलित्त ने मुझे भी गिरफ्तार कर 
जेल्ञ में डाल दिया था । प्रकाशत्रती ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पंत जी से 
गिल्ला किया कि यशपात्न तो कम्युनिष््ट पार्टी का या किसी ट ड यूनियन का 
मेम्बर नहीं हे | उसे क्‍यों गिरफ्तार किया गया ! पंत जी का पहला उत्तर ते 
था कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी के बारे में मालूम ही नहीं था परन्तु अपनी पुलिस 
की पीठ पर द्वाथ रखे रहने के लिये पंत जी ने क्रोध भी प्रकट किय|--“'यशपाल 
मेम्बर नहों हे तो क्या हुआ, लिख-लिख कर दूसरों को तो कम्युनिस्ट 
बनाता दे। ”! 

पंत जी द्वारा लगाये गये इस इलज़ाम के विरुद्ध कोई सफ़ाई देना में 
आवश्यक नहीं समझता | पंत जीं स्वय॑ ही कहेगे कि कांग्रेसी राज में बिचारो 
की श्रोर विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता है | 

प्रायः लोग यह भी पूछते हैं कि में किसो भी पार्टी का मेम्बर नहीं हूँ, 
क्या मेंने राजनीति से सम्पक छोड़ दिया है ! 

राजनीति से सम्पक छोड़ देने का मतलब है अपने देश ओर समाज की! 
अवस्था ओर भविध्य से कोई नाता न रखना । ऐसी वेरागी में नहीं हैं । जेल 
से छूटने के बाद से विद्यार्थी जीव्रन को, जेज्ञ में दुबारा पोख्ी गयी भावना 
फिर जाग उठी है कि मुझे जो कुछ भी करना हे, साहित्य के साधन से ही. 
करू | विद्यार्थी जीवन के समय विदेशी शासन की 'उत्त जक परिस्थितियों का 


जेल में | १६२ 


प्रभाव कहिये या अपने साथियों भमगवतीचरण, मगतर्सिहठ, सुखदेव आदि के 
' बलिदान हो जाने के लिये झागे बढ़ जाने की उत्ते जना कहिये या मुझ पर 
उनका प्रभाव कहिये कि वे मुझे खींच ही ले गये। मेरा ख़याल है उसे मेंने 
निवाहा भी | इस बार या तो मेरा निश्चय बहुत दृढ़ था या मुमे प्रभावित 
कर सकने वाले व्यक्तियों से वास्ता नहीं पड़ा | में साहित्य के ही माध्यम में 
सीमित रह सका हूँ | 


हां, रिहाई की बात कह रहा था। रामकृष्ण खत्री के हमें समक्का कर जाने 

के तीन-चार दिन बाद मुझे; मामूली सा बुखार ओर इनफ्लुएंज़ा हो गया । 
बुखार के तीसरे ही दिन से खांसी में खून आने लगा । ऐसी श्रवस्था में क्रांति- 
कारी बन्दियों की रिहाई का हुक्म आया | काकोरी के तो सभी बन्दियों की 
रिह्टाई हो गयी, कुछ ओर की भी | में और कुछ थोड़े से ही रह गये । इन में 
से शिवर्तिह, बनर्जी, बलराज, शिवराज आदि की तो सजाएँ भी श्रधघिक नहीं 
थीं। आशा थी जल्दी ही हम लोगों की भी रिह्वाई हो जायगी | न जाने क्‍यों 
मेरी अवस्था गिरती ही जा रही थी। मेजर भंडारी अपनी ताकत लगाये दे 
रहे थे पर खून का गिरना बढ़ता ही जा रहा था | यह भी निश्चय नहीं हो 
पा रहा था कि खून फेफड़ों से श्रा रहा है या गले की नालो से | एक दिन 
खून इतना गिरा कि सोचा जाने लगा कि आपरेशन कर दिया जाये। जेल 
ओर सरकार में बहुत जोर से लिखा पढ़ी चल रही थी । बाद में मालूम हुआ 
कि उस समय का अंग्रेज़ गवनर हालेट ओर सत्र का रिहा कर देने के लिये 
तेयार था परन्तु मुझे नहीं | हालेट साहब को इस बात पर भी गुस्सा था कि 
हमारे जो साथी उस समय नेनी से छूटे थे उनका बहुत बड़ा जुलूस निकाला 
गया था और उन लोगों ने व्याख्यानों में यह कहा था कि अंग्रेज़ों की छत्र- 
छाया में ओर श्रसती शक्ति अैभ्रेश सरकार के हाथ में रख कर जो कांग्रेसी 
सरकारें कायम की गयी हैं, इनसे उन्हें संतोष नहीं है । वे देश की पूर्ण आज़ादो 
के लिये लड़ते द्वी रहेंगे ।# कांग्रेसी मंत्री पंतं जी ओर रफ़ो अद पद किदवाई 
साइब जब मेरे स्वास्थ्य की चिताजनक स्थिति के आधार पर भेरी रिहाई को 
मांग करते तो गवनेर को संदेह होता, यह बहानेबाजी है | गवर्नर ने इलाहाबाद 
के सिविल सर्जन लाई, सरकारी तपेदिक विशेषज्ञ डा० टंडन और एक फौजी 


* जिम्मेबार कांग्रेसी नेता प॑० नेहरू आदि भी १६३७ के कांग्रेसी शासन 
को स्वराज्य नहीं कहते थे | 


१६४ [ सिद्दावलोकन 


कनल डा० बासू को मुझे देखने के लिये भेजा । इन डाक्टरों की राय आपस 
में नहीं मिलती । 


मंह से खून गिरना बन्द होने पर मेरी अवस्था सुधरने लगी। पर में 
हत्पताल में श्रमी बिस्तर पर हवी था कि शेष साथी भी छूट गये । में श्रकेला 
रह गया | एक दिन हुक्म आया कि मुमे नेनी सेन्ट्रल जेल से लखनऊ जिला 
जेल में पहुँचा दिया जाये। जेल जीवन में पहली बार बिना बेढ़ी के यात्रा 
की । विचार था कि शायद लखनऊ मुक्त कर देने के लिये ही ले जाया जा रहा 
है | लखनऊ पहुँचने पर रफ़ी अहमद किदवाई साहब मिलने आये। उन्होंने 
साफ़-साफ़ बात की कि मेरी रिहाई पर गवनर ओर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल में 
जबरदस्त तनातनी चल रही है | गवनर ने आखिरी अड़चन यह डाली थी 
कि यशपाल पंजाबी है । जेल से छूटने पर वह पंजाब जायेगा। पंजाब की सर- 
कार शायद यह पसन्द न करे | पंजाब की सरकार की राय इस विषय में ले 
लेनी चाहिये। उस समय पंजाब में कांग्रेसी सरकार नहीं, अंग्रेज़ मक्त सर सिक- 
न्दर की सरकार थी । वे भला मेरे जेसे आदमी की रिद्वाई के लिये क्या स्वीकृति 
देते ! इसोलिये गवनर ने यह तके दिया था| गवनंर के इस सुझाव से मेरी 
रिहाई न हो सकती थी। लाहौर षड़यन्त्र के अ्रभियुक्त शिव वर्मा, जयदेव कपूर 
आदि को सर सिकन्दर हयात की सरकार ने मेरी रिहाई के भो कई वर्ष बाद 
मुक्त किया था । 

किदवाई साहब चाहते थे कि में यह शत स्वीकार कर लं कि में रिहाई 
के बाद पंजाब नहीं जाऊँगा और वे गवनर का मंह बन्द कर सके। 


कुछ सोच कर किदवाई साहब को उत्तर दिया कि रिहाई के लिये शर्त के 
नाम पर इतनी सी बात कह देना भी मुझे अच्छा नहीं लगता । शर्त से बचने 
का एक उपाय बता सकता हूँ | में आपके नाम ऐसा पत्र लिख दूंगा जिसमें 
यह शत न होने पर भी गबनर के एतराज़ की काट हो जाये । 

किदवाई साहब उस समय जेल-्मन्त्री थे। उन्होंने जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट 
कल जाफ़री को आदेश दिया कि में जो भी पत्र लिख कर दूँ, वह तुरन्त 
सिपाही के द्वाथ उन्हें भिजवा दिया जाये | 

श्रगले दिन मेंने जेल-मन्त्री के नाम इस आशय का पत्र लिखा;-- 

“मेरे साथ के सभी बन्दियों की रिहाई हो गयी है | श्राशा हे कि कुछ ही 
दिन में मेरी मी रिहाई हो जायगी | इस समय मेरा स्वास्थ्य चिन्ताजनक है। 


# 72 


नाद 
ट 


डा >(<; 
22:22 


“,/सर्त, * ० 


हे 
ब् डर के मत्ड हम 8 # 
के रद: 4, का 


६.6६ ४/ “00 :। 


८ 


सुरेन्द्र पांडे ( सन्‌ १६३१ 


जेल में ] १६४, 


रिहाई के बाद मेरी पत्नी का विचार मुके इलाज के लिये तुरन्त स्विटज़रलेंड 
ले जाने का है | उसकी तैयारी में कुछ समय लगेगा | मेरा घर तो बहुत दूर, 
पंजाब के कांगड़ा पहाड़ में हे। ऐसे स्वास्थ्य में इतनी दूर सफर करने का मेरा 
विचार नहीं दे | कांगड़े के देहात में रहते समय इलाज की ठीक व्यवस्था भी 
नही हो सकेगी इसलिये अनुरोध है कि आप मेरी रिहाई के बाद स्विटज़र- 
लेंड जा सकने से पहले मेरे ठहरने का प्रबन्ध भुवाली के सैनीटोरियम में 
करवा दें" ?? 

पत्र लिख कर में उत्तर की प्रतीक्षा मं था | २ मार्च, १६३८ का दिन अस्त 
हो गया । संध्या हुईं ओर जेल बन्द हो गयी । तभी देखा कि दवते में दो 
जमादार भागे-भागे आ रहे हैं। बारक ओर द्वाते में में अकेला ही था| जमा- 
दारों के पीछे किदवाई साहब ओर सुपरिन्टेन्डेन्ट आ रहे थे | बारक का ताला 
खोला गया | किदवाई साहब अपना गरारानुमा पायजामा पहने धीमे-धीमे श्राकर 
समीप खड़े हो गये । उनकी चुप मुद्रा से समझा शायद मामला बिगढ़ गया । 


मेंने सल्लाम कर बैठने के लिये कहा । 

बोले--“च लिये ।?? 

“कहाँ ९?”- मैंने पूछा । 

“घर | कुछ साथ लेना है तो ले लोजिये, अपनी किताब वगरा |” 

जमादारों ने मेरी कितात्र उठा ह्ञीं। जेल का बिस्तर वहाँ ही छोड़ दिया। 

जेल के फाटक से बाहर आये तो ऊ्कुटपुटा अंधेरा हो चुका था | किदवाई 
साहब की गाड़ी में बेठ गये | गाड़ी चलते ही वे बोले--“अब तो छूट गये 
जेल से कसा लग रहा है छूट कर १? 

“आशा तो थी कि बहुत विचित्र लगेगा परन्तु श्रकस्मात नहीं छूटा हूँ, 


प्रतीज्षा थी इसलिये जान पड़ रहा है फ्ि स्वाभाविक सी बात ही हुई है।” 
मेंने उत्तर दिया | 

“से तो शायद फल या परसों तुम्हें लेने ग्राता पर प्रकाशवती ने नाक में 
दम कर रखा है | सोचा, उसके फिर आकर कुछ पूछने-कहने से पहले ही तुम्हें 
जाकर ले आऊं ।” 


